स्वाह्राद-चक्र 


लेखक 
विद्वद्र॒त्न, धर्मंदिवाकर पं० सुमेरुचन्द्र दिवाकर 
न्यायतीर्थे, शास्त्री, 3... 7... 8. 
सिवनी ( म. प्र. ) 


१€७८ 


प्रकाशक 


ब्राचायरत्न देशभूषण प्रंथमाला 
कोथनली ( चिकोडी ) 
बेल4ाव ( कर्नाटक ) 


प्रथम आवृत्ति १९७७ 
द्वितीय परिवर्धित ग्रावृत्ति १९७८ 


सर्वाधिकार लेखकाधीन 


मूल्य : ४ रूपये 


भुदक 
महेन्द्र प्रिन्ट्स 
६६९ सराफा, जनलपुर 


अनुक्रभ्न 


१. स्पांद्राद दृष्टि 

२. जिनवाणी की महिमा 
३. निमित्तकारण का महत्व 
४. भाव पर एक दृष्टि 

४. सम्यर्दर्शन का स्वरूप 


६. पुण्य पर एक दृष्टि 


७. स्थाद्राद चक्र 
८. भ्रमृत मन्थन 
६ प्रकीणंक 


पृष्ठ सख्या 

१-६ 
१०-१६ 
२०-२७ 
२८.३४ 
३५-४५ 
४६-६२ 
६३-€ ३ 
६४-११५ 


११६-१४६ 


भ्रंशल सभरण 


श्रोमत्परम गम्भीर स्याद्वादामोघलांक्षतम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यताथस्यथ शासन जिनशासनम्‌ ॥ 


तिशोकीनाथ का शासन-जिन शासन जयवंत हो, जो 
भ्रन्तरंग, बहिरंग श्री समन्वित है; परम गम्भीर है. तथा जिसका 
सार्थक चिह्न स्याद्वाद है । 


श्रीमते सकलज्ञान साम्राज्य पद मीयुषे । 
घ॒र्मचक्रभृते भरते नमः संसार भीमुषे ॥ 
श्रीमान्‌, सम्पूर्ण ज्ञान साम्राज्य पद को प्राप्त, धर्मचत्रे 


के स्वामी, संसार की भीति को दूर करते वाले तथा जगत के 
रक्षक जिनेन्द्र को प्रणाम है । 


क्षायिक अनन्त मेक त्रिकाल सर्वार्थ युगपदवभासम्‌ । 
सकल सुखधाम सतत वन्देहं केवलज्ञानम्‌ ॥ 


क्षायिक अनन्त, श्रद्वितीय, त्रिकालवर्ती सम्पूर्ण पदार्थ 


को युगपत प्रकाशित करने बाले तथा पूर्ण सुख के मदिर 
केवल ज्ञान की में चनन्‍्दना करता हूँ । 


आमुख 


सभी धर्मों में मनुप्य पर्याव को महत्वपूर्ण माना गया है। सज्ाट भ्रमोध- 
थर्ष ने दिगम्बर मुनिपद अंगीकार करने के पदचात्‌ स्व रचित प्रंथ प्रदनोत्तर 
रत्नमालिका में लिखा: “कि दुलेभ ? नृजन्म”--दुर्लभ वस्तु क्‍या हैं ? 
मनुष्य की पर्याय पाना दुलंभ है । “प्राप्येट भवति कि चू॑ कतंब्यं ? इसे 
पाकर क्या करना चाहिये ? “पश्रात्महितमहित संग त्यागों रागहच गुरुवचने'' 
अपनी ग्रात्मा का कल्याण, झ्रहितकारी सामग्री का त्याग तथा गुर्वचनों में 
अनु राग करना चाहिये, भ्रात्मा का सच्चा हिंत सम्पूर्ण कर्मों का क्षय कर 
सिद्ध परमात्मा की भ्रवस्था को प्राप्त करना है। संसारी जीव जन्म तथा 
मरण के दुःख भ्रनंतकाल से भोगता चला आया है। मोह कम के प्रधीन ही 
यह जीव पर पदार्थों में प्रानंद को खोजता हुग्रा दु:खी होता है। यह अपनी 
ओर दृष्टि नहीं देता है । 


मृगनाभि में सुगंधी संघे वो घास गंधी । 
दुनियां सभी है अंधी समभे नहीं इशारा ॥ 


ग्रात्मा ही अक्षय भ्रानंद का भण्डार है, किस्तु श्रनादि कालीन मोह 
मदि रा के पान करने से यह श्रन्तर्मुख बनना जानता ही नहीं है । 


महबूब मेरा मु में है मुकको खबर नहीं । 
ऐसा छपा है परदे में आता नज्र नहीं ॥॥ 


उस प्रात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपदेशक देखे 
जाते है। वेदाग्त ज्ञान-मार्ग द्वारा पर-ब्रह्म पद की प्राप्ति मानता है। 
* ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: ।” सर्वज्ञ प्रणीत जिन धर्म में सम्यक श्रद्धा, ज्ञान तथा 
आचरण के द्वारा मोक्ष माना गया है। सम्यक श्रद्धा का आ्रात्म विकास में 
सर्वोपरि स्थान है । उसे प्राप्त करना श्रत्यन्त कठिन कार्य है । अन्तरंग कारण 
दशेन मोह वा उपशम, क्षय्रोपशम तथा क्षय है । वहिरंग कारण जिनागम, 
जिन विम्ब दर्शन ७में की देशना आदि कहे गए हैं। काललव्धि भी कारण 
कहा गया है| काललब्धि न आने से भगवान महावीर के जीव मरीचिकुमार 


( | ) 


ने तीथंकर ऋषभनाथ के तत्वज्ञानी पुत्र भरतेश्वर के सुत होते हुए भी 
सम्यग्दशेन नहीं आ्राप्त किया । किचित्‌ न्‍्यून कोडाकोड़ी सागर प्रमाण काल 
चला गया काललब्धि झाने पर सिंह की क्रूर पर्याय में चारण ऋद्धिधारी 
सूनि युगल का उपदेश पाकर वह जीव सम्यकक्‍त्वी बन गया । उस समय वह 
जीव अपने स्वरूप को प्रवगत कर सका। हृदय की मोह रूपी गाँठ खुल 
जाने से वह भ्रपने भात्मरत्न का दर्शन कर कइृतार्थ हुआ । 


सबकी गांठी लाल है लाल बिना कोई नहीं । 
जगत भयो कंगाल गांठ खोल देखी नहीं । 


वह आत्मा का स्वरूप वाणी के अगोचर है | वह शभ्राँखो के द्वारा 
भी नहीं दिखाई देता । वह इन्द्रियों के श्रगोचर है । ब्रह्मविलास में 
कहा है-- 
भेया महिमा ब्रह्म की कंसे बरतनी जाय । 
वचन अगोचर वस्तु है, कहिवों वचन बनाय ॥ 


श्रात्मा वाणी के अगोचर है; यह कठिनता आत्मज्ञानी प्रबुद्ध ग्राचार्यों 
के घ्यान में प्राई। एक शिष्य ने श्राचार्य परमेष्ठी से प्रश्न किया “स्वामिनत्‌ ! 
मनुष्य की पर्याय दुर्लभ है। किस समय प्राण निकल जावें, पता नहीं; तब 
साधना कंसे की जाय ?” 


स्थायीति क्षणमात्र वा ज्ञायते नहि जीवितम । 
कोटे रभ्यधिक हन्त हन्तूनां हि मनीषितम्‌ ॥११-३० 
क्षत्रचृडा मणि 


जीवन बहुत काल तक रहेगा, या वह क्षणमात्र है, यह कोई नहीं 
जानता । खेद है कि ऐसी स्थिति मे जीवों की आकाक्षाएँ करोडो प्रमाण 
रहती हैं । 


इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया गया, “अरे वत्स ! 
सम्यग्दशेत के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये । मनुष्य पर्याय के 
सिवाय श्रन्य गतियो में भी वह प्राप्त हो सकता है । पशु पर्याय में भी वह 
सम्यग्दशंन रत्न प्राप्त होता है ।” बुधजन जी ने कहा है-- 


( # ) 
सुलभे पशु उपदेश सुन सुलमे क्‍यों न पुमान । 
नाहरतें भए वीर जिन गज पारस भगवान ॥।.. 


झाचाय॑ कहते हैं मनुष्य पर्याय में यदि सावधानी नहीं रखी गई, 
ग्जौर यदि मलिन भावों से मरण हो गया, तो तुभको अपार कष्ट प्राप्त 
होंगे । श्रौर तब तेरा श्रात्म विकास का मार्म कंटकाकीर्ण हो जायगा | यदि 
मरकर तू एकेन्द्री हो गया तो तुमे सम्यरज्ञान का उपदेश कौन दे 
सकेगा ? संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक हुए बिना जीब में सम्यक्त्व प्राप्त करने 
की बाह्य पात्रता ही नही भरा पाती । एकेन्द्री होकर तू पाप कर्मोदिय वश 
कर्म फल रूप अज्ञान चेतना का अ्रनुभव करेगा । इससे यह उचित है कि 
तू अहिसा, सत्य, श्रचौय॑, ब्रह्म चर्य तथा अपरिग्रह रूप ब्रतों को पालन कर । 
सभ्यग्दर्शन के ब्रभाव में वे व्रत सम्पक्‌ चारित्र तो नही कहे जावेंगे और न 
उनसे तू मोक्ष प्राप्त कर सकेगा; फिर भी उन ब्रतों का अपना अलग 
महत्व है। तू देव पर्याय के श्रेष्ठ सुखों को पा सकेगा | वहाँ सागरों 
पर्यन्त सुख भोगेगा । उन पर्यायों में जो सुख है, वह सच्चा सुख नहीं है, 
यह बात पूर्णतया सत्य है; किन्तु बह इद्रिय जनित सुखी जीवन की स्थिति 
पद्यु पर्याय अथवा नरक पर्याय आदि के श्रवर्णनीय कष्टीं की श्रपेक्षा भश्रच्छी 
है। तू पांचों इद्रियों के सुख के लिए ही तो निरन्तर भ्रपना जीवन व्यतीत 
करता है | ब्रत के प्रसाद से मानव पर्याय की अपेक्षा भ्रसंख्यगुणा श्रानन्द, गौरव 
तथा ननोनकूल सामग्री तुमे प्राप्त हो सकेगी । कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है :--- 


वरं वय तवेहि सग्गो मा दुक्‍्खं होउ निरइ इयरेहि । 
छाया तवद्ठवियाणं पडिवालताण गुरुभेयं ॥२५॥ मोक्षपाहुड़ 


व्रत तथा तप करके स्वर्ग जाता अच्छा है। प्रत्रत तथा विषय सेवन 
द्वारा नरक मे जाकर दुःख भोगना ठीक नहीं है। अपने इष्ट जनों के 
ग्रागमन की प्रतीक्षा करते हुए छाया में ठहरने वाले भ्रथवा भीषण उष्णता 
का संताप भोगने वालों में महान अन्तर है । 


जब तक काललब्धि प्रादि अनुकूल सामग्री नहीं प्राप्त हो पाई है, 
तब तक ब्रतादि घारण करने को महषि कुन्दकुन्द ने उचित मांग बतलाया 
है । सम्यग्दशंन सहित ब्रतादि वा महा रत्त सदुश गौरव है । सम्यग्दर्शन के 


( ४श ) 


भ्रभाव में भी त्रत हितकारी है। किसी भी भ्रवस्था में ब्रत अहितकारी नहीं 
है। विश्व पूज्य झ्राचाय॑ शाॉंतिसागर महाराज एक माभिक बात कहते थे “द्रत.- 
धारण करने वाला स्वर्ग जायगा, वहां से वह तीथंकर सीमंघर भगवान 
झादि के समवशरण में जाकर दिव्यध्वनि को सुनकर प्रात्मा का स्वरूप 
भली प्रकार समझे सकेगा । इस हीनकाल में महाज्ञानियों का प्रभाव 
है ।” प्रल्पज्ञानी व्यक्ति उस प्रात्मा का स्पष्ट रूव कहां तक समझा 
सकेगा। आझ्राशाधरजी ने सागारधर्माम्ृत में लिखा है, कि कलिकाल में 
सच्चा उपदेश देने वाले व्यक्ति जुगनू के समान कभी-कभी द्योतमान होते 
हैं--“खद्योतवत्‌ सूदेष्टारः हा द्योतन्ते क्वचित्‌ क्वचित्‌ ।” 


इस प्रकार ब्रतों का महत्व जिनागम में माना गया है । दो प्रकार 
के धर्म माने गये हैं । एक सामान्‍य धर्म, दूसरा विशेष धर्म । सदाचरण की 
महत्ता जैन धर्म की ही वस्त नही है। सभी धर्म चरित्र-निर्माण का उच्च 
मूल्यांकन करते हैं। इसके द्वारा व्यवित का जीवन समुन्नत तथा उज्ज्वल 
बनता है | इससे समाज तथा राष्ट्र का कल्याण होता है। चोरी का त्याग, 
हिसा न करता, भअ्रसत्य नहीं बोलना, परस्त्री के प्रति मातृत्व की दृष्टि 
घारण करना तथा अ्रधिक सग्रह नही करना, इन पंच पापों के त्याग के 
विषय में सभी धर्म सहमत है । इन्हें साधारण धर्म कहा गया है। भिन्न २ 
संप्रदायों की विविध मान्यताएं विशेष धर्म के श्रन्तरगंत भ्राती है । 


श्राज विध्व का नैतिक जीवन बहुत गिर भया है। भौतिक विकास 
द्वारा प्राप्त विलास वर्धक सामग्री ने मनुध्य को दुराचार के कुचक्र में फंसा 
दिया है। मनुष्य जीवन रूपी गाड़ी को दुर्घटना से बचाने के लिए संयम 
रूपी ब्रेक की परम आ्रावदयकता है| यह दुर्भाग्य की बात है कि झाज कुछ, 
लोग उच्च भ्रध्यात्म का नामोच्चारण करते हैं। पुण्य जीवन वाले सत्पुरुषों 
की मिन्‍्दा करने में इन्हें संकोच नहीं होता है । ऐसा लगता हैं मानो काक 
प्रपने कटु स्वर का ध्यान न रखकर कोकिल के मधुर स्व की निनन्‍दा कर 
रहा है। ये एकान्तवादी कुन्दक्न्द स्वामी रचित श्रमण वर्ग के महाशास्त्र 
समयसार का शआश्रय ले आत्मा, शुद्धोपयोग, छुक्‍ल ध्यान, परमभाव की चर्चा 
करते हैं, झौर अपने हितार्थ रचित श्रावकाचा र भ्रादि के प्रति उपेक्षा घारण 
करते हैं । 

कुन्दकुन्द स्वामी ने प्रवचनसार (गाथा २३७) में कहा हे : भ्रात्मा की 
चर्चा करने मात्र से काम नहीं बनेगा । श्रसंयमी को मोक्ष नहीं मिलता है $ 


( ए ) 


अभ्रमृतचंद्र सूरि ने लिखा है “संयमशुन्यात्‌ श्ञानात्‌ श्रद्धानाद्ा नास्ति सिद्धि ।४ 
सम्यग्दशेन प्राप्त हो जाने के पदचात्‌ क्षावक के आचार का पालन 
करना चाहिए । । 


सम्माइट्री सावयधम्म॑ जिणदेव देसियं कुणदि । 
विवरीयं कुब्वंतो मिच्छादिट्टी मुणेयव्वों ॥९४॥ मोक्षपाहुड 


सम्यरदृष्टि मानव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उंपदिष्ट श्रावकधर्म को 
धारण करता है । ऐसा न करने वाले को भिथ्यादृष्टि मानना चाहिये । 


सोनगढ़ पंथ में लगभग तीस वर्ष से शझ्रात्मा की चर्चा तथा 
सम्यक्त्व की महिमा के बारे में उपदेश चला करता है| श्राइचर्य है कि इत्तने 
सुदीर्धकाल के व्यतीत हो जाने पर वहां का उपदेश प्राप्त कोई मी व्यक्ति संयमी 
बना है, ऐसा नही सुना गया है। सोनगढ़ पथियों में कुन्दकुन्द वाणी की ही 
एकागी महिमा थाई जाती है। 


इस 'स्थाह्माद चक्र! रचना में हमने कुन्दकुन्द स्वामी के ग्रन्थों का 
श्राधार देते हुए एकान्तवादी मान्यताओं की प्रसत्यता पर प्रकाश डाला है + 
प्रन्य प्राचार्यो के ग्रंथों के प्रमाण हमने इसलिए नही दिये हैं कि कानजी पंथ 
क्न्दक्त्द के सिवाय भ्रन्य श्राचार्यों की रचनाओ्रो को प्रमाण नहीं मानता है 
सौभाग्य की बात है, कि महर्षि कुन्दकुन्द रचित ग्रंथों में ऐसी सामग्री प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध होती है, जिससे सोनगढ़ीय समस्त मान्यतात्रो की 
अ्रश्रामाणिकता स्पष्ट होती है। इस रचना में स्याद्वाद पक्ष प्रतिपादक सामग्री 
दी गई है। 


सोनगढ़ साहित्य पवित्र जिनधर्म को श्रत्यंत विकृत रूप में उपस्थित 
करता है, जिसे पढ़ने वाला झल्पज्ञानी व्यक्ति कृपथगामी हुये बिना नहीं 
रहेगा | आज संसार में जैन धर्म अपने करुणा सिद्धान्त तथा सयम पालन 
के लिये सबंत्र प्रादर पूवंक स्मरण किया जाता है । सोनगढ़ से मुद्रित 
छहढाला की दूसरी ढाल के पद्म नं० १३ की टीका में लिखा है, “व्रत दान, 
दया झ्रादि का प्ररूपण करने वाले शास्त्र कुशास्त्र हैं ।” ऐसा कथन लोक 
कल्याण की दृष्टि से भी विष तुल्य है। इस कथन का तो गह भाव है कि जन 


( शा ) 


कल्याण के जो काम हैं, उन्हें भ्रविवेक मूलक सोनगढ़ का अध्यात्मवाद आत्मा 
के लिये भ्रहितकारी कहता है । यही कारण है कि कानजी पंथी पूजीपति 
अपनी सम्पत्ति का उपयोग सर्व साधारण के हित- में लगाते हुए नहीं देखे 
जाते | जिन्होंने धर्मशाला, अध्पताल, पाठशाला आदि के निर्माण रूप 
लोकहित के कार्य किये हैं, उन्हें कानजी पंथी हौन कर्म मानते हैं । 


कानजी पंथी पत्र “आत्म धर्म” वर्ष ४ अंक २ पृष्ठ १६ में लिखा है 
“शरौर से ग्रात्मा को भिन्न कर देने पर श्रर्थात्‌ प्राण हत्या कर लेने पर 
हिसा नही होती ।” यह कथन जगत्‌ में श्रद्यांति और अ्रराजकता को प्रेरणा 
देता है। इस स्थिति मे पशु बध करना, मांस सेवन करना आदि हीन 
कृत्य दोष युक्त नही प्रमाणित होते । जैन धर्म की शिक्षा का कितना विक्ृत 
रूप वहाँ बताया गया है ? 


महावीर निर्वाण के पच्चीस सोवे राष्ट्रीय महोत्सव मे 'जिग्नो 
प्रौर जीने दो” यह नारा लगाया जाता था । कानजी बाबा कहते हैं “जियो 
आर जीने दो” ऐसा अज्ञानी कहते हैं। (मोक्ष मार्गे की किरण पृष्ठ श्८४ ) 
तब क्‍या सोनगढ़ के ज्ञानी ऐसा कहना चाहेंगे, “मरो और मारो” ? ऐसा 
लिखना कितना भद्दा है, यह हर एक सोच सकता है। 


ज॑न-धर्मो तीर्थंकरों की भक्ति से प्रेरित होकर मूर्ति निर्माण आदि 
के सत्‌ कर्मों को करते है। भगवान बाहुबली की श्रमणब्रेनलगोला की 
मूर्ति का दर्शन कर कानजी स्वामी ने ११ श्रप्रेल सन्‌ १६५६ को सिवनी 
में श्राकर हमसे कहा था : “बाहुबली की मूर्ति के हमने श्रमण बेलग्रोला में 
दर्शन किये | वहा पवित्रता का रस भरा है। पुण्य और पवित्रता से परिपृण 
मूति लगी । हमने तीन बार घंटा-घंटा भर दर्शन किये । मूरति का दर्शन 
करके थोडी दूर वापिस आने के बाद पुनः जाकर उनके दशेन किये + श्रदुभुत 
शाति मिली । चन्द्रगिरी पर्वत पर जाकर हमने कुन्दकुन्द आाचाय का 
उल्लेग्ख करने बाले शिलालेख के दो एलोक देखे ।” इससे सममदार आदमी 
यह जान सकता है कि बाहरी निम्मित्त का महत्व स्वयं कानजी के उपरोक्त 
कथन ने स्पण्ट कर दिया । इस कथन के ठोक विरुद्ध कानजी पंथी उपदेश 
देते हैं: “यदि उपयोग भगवान को ओर जाता है, तो समझना चाहिए कि 
यमदूत दिखाई दे रहा है ।” हमे प्रतोत होता हैं कि सयम के प्रति विपरीत 


( ४ ) 
भाव रहने से संयम का संदेश देने वाली मूति को बे लोग यमदुत मानते हैं । 


जैन शास्त्र में कहा है पाप के फलस्वरूप जीव को विपत्ति घेरा 
करती है और पृण्य की सम्पत्ति पास में रहने पर मनुष्य को वैभव, प्रतिष्ठा, 
हर प्रकार का सुख भोग प्राप्त होता है। इसमें सदेह नही, कि कानजी बाबा 
के पुष्य का भंडार भरा है। इसी से इतको बढ़िया भोजन, मगलवाहिनी कार, 
हवाई जहाज द्वारा परिश्रमण, बड़े-बड़े धनिकों के द्वारा की गई प्रशंसा 
का लाभ भी मिलता है। इससे यह स्पप्ट है कि कानजी ने पूर्व में 
विशेष पुण्य की कमाई की थी। उन्होंने हमसे कहा था “हमने कभी भी 
लोगों से वैसा नहीं माँगा । बम्बई में हमारे चरणों की पूजा में पष्चीस 
हजार रुपया इकट्ठे हुए थे।” इस प्रकार पुण्य का मधुर फल चखते हुए 
कृतञजता को भूलकर वे उस पुण्य को विष्ठा भक्षण तुल्य कहते हैं । समयसार 
प्रवचन प्रथम भाग पेज १२५ में लिखा गया है “प्रज्ञानी उस विष्ठा को 
खा रहे है, ज्ञानियों ने पुण्य को विष्ठा समझ छोड दिया है ।” जिन कुन्द- 
कुन्द स्वामी को ये परम श्राराध्य मानते हैं वे इस पुण्य के फलस्वरूप श्रहत पद 
की जाप्ति बताते हैं--“पृण्ण फला अरिहंता” ( प्रवचनसार-४५ ) । झाचारये 
अमृतचन्द्र जिस पुण्य को कल्पव॒क्ष कहते हैं, उस पुण्य का उपरोक्त गन्दे 
शब्द में कानजी बाबा कथन करते हैं। इस सम्बन्ध में हमें सोनगढ से सहा- 
यता प्राप्त एक शास्त्री जी ने कहा था, पृण्य को मल कहने मे क्‍या बुराई 
है ? वे ही शास्त्री जी एक चमड़े के व्यापारी जेन सेठ के समर्थन में रहते 
थ, कि वे सेठ जानवर नही मारते। मरे जानवर का चमड़ा खरीदते हैं । 
ऐसे अनेक उसे के प्रेमी पंडित प्रचारक आगम के विरुद्ध प्रचार करने में लगे 
हैं! वे अपने ज्ञान द्वारा पाप पोषण के कार्य करते हुए अपने भविष्य का 
विचार नहीं करते है । इनके सम्बन्ध में एक सुन्दर कथानक है । 


एक राजा माँस लोलुपी था। उसके समक्ष राजयुरोहित के पुत्र ने 
पुराण पढ़कर सुताया । पुराण मे लिखा था, कि छोटी मछली खाने वाला 
मनुप्य नरक जाता है । इस वाक्य को सुनकर माँस प्रेमी राजा को क्रोध 
था गया | यह समाचार राजपंडित के कानों में पहुँचा । राजपंडित ने कहा-- 
महाराज, मेरा लड़का ग्रमी अ्रच्छी तरह श्ञास्त्र को नहीं समभा है। शास्त्र 
की श्राज्ञा है कि “बडी मछली” खाने बाला स्त्र्ग जाता हैँ। छोटी मछली 
खाने वाला स्वर्ग नहीं जाता। शास्त्र की अपने अनुकूल व्याख्या सुनकर 


( शाम 
राजा साहब ने शास्त्री जी को पुरस्कार प्रदान किया । इसी प्रकार कानजी 
पंथी उपदेशक शास्त्रों का विपरीत अर्थ लगाया करते हैं। वास्तव में ऐसे 
लोग स्वार्थ पोषण को अभ्रपना धर्म माना करते है । इन्हें सत्य से प्रेम नहीं है + 
द्रव्य दृष्टि की बात करने वाले ये लोग रुपया रूप द्रव्य को अपना इष्टदेव 
मानते हैं। इनका सिद्धान्त रहता है-- 


जैसी चले बयार पीठ पुनि तैसी कीजे । 
सूरज पूरब अस्त उदय पदिचम कह दीजे॥ 


खेद है, कि ऐसे विचित्र कानजी पथ के प्रचारक लोग अ्रज्ञानी तथा 
भोली समाज को कुपथ की शोर ले जा रहे हैं । 


इन लोगों के कथन में श्रौर श्राचरण में भयंकर विरोध देखा जाता 
है। ये शिक्षण शिविर लगाते हैं। श्रपने पंथ के श्रनुसार शिक्षण की व्यवस्था 
करते हैं। और मोक्ष मार्ग किरण पृष्ठ २१२ में यह भी लिखते है कि 
“तीथेकर की वाणी से झिसी को लाभ नही होता ।” यदि यह बात ठीक है, 
तो ग्राचार्य कुन्द्रकुन्द के विदेह गमन की बात क्यो करते हैं? यदि समव- 
शरण में दिव्य ध्व्रनि को सुनकर किसी को लाभ नही होता, तो समवशरण 
की बारह सभाग्रो मे क्यो श्रोता इकट्ठ होते और दिव्य ध्यनि सुनने के लिये 
चातक की तरह बंठते ? 


इस विषय में अधिक लिखना आवश्यक नही है। हमने इस पुस्तक में 
कुन्दकुन्द आच।यें की मान्यताओं को उनके शब्दों मे दिया है, जिससे सहृदय 
तथा बुद्धिमान पाठक यह प्नुमान लगा सकेगा, कि कानजी पंथी प्रचार 
भ्राचायं कुन्दकुन्द तथा दिगम्बर जैन भ्राम्नाय के पूर्ण विरुद्ध है । 


दिवंगत पं० जुगल किशोर जी मुख्तार ने बहुत समय पू७४ कानजी 
मत के बारे में कहा था कि यह एक नया सम्प्रदाय होने जा रहा है वह 
बात पूर्णतः सत्य हो गई है। उन्होने “श्री कानजी शौर जिन शासन” पुम्तक 
में लिखश था, “कानजी महाराज के प्रवचन बराबर एकांत की ओर ढले 
चले जा रहे हैं श्रौर इससे श्रवेक विद्वानों का आपके विषय में यह ख्याल 
हो चला है, कि वास्तब में कुन्दकुन्दाचायं को नही मानते और न स्वामी 
समन्‍्तभद्र जेसे महान जेँन शआराचायों को ही वे मान्य करते हैं। यह भी 


( मे ) 


झ्राशंका होने लगी है, कि जैस समाज में यह चौथा सम्प्रदाय कॉमम होते 
नहीं जा रहा है, जो दिगम्बर, दवेताम्बर श्रौर स्थानकबासी सम्प्रदायीं की 
कुछ-कुछ ऊपरी बातों को लेकर तीनों के मूल में ही कुठाराघोत करेगा 
झ्ौर उन्हें प्राध्यात्मिकता से एकांत के गते में धकेल कर एकांत मिथ्यादृष्टि 
बनाते में यत्न शील होगा । श्रावक तथा मुनि धर्म के रूप में सच्चारित्र एवं 
सदभावों का उत्थापन कर लरगों को केवल आत्मार्थी बनाने की चैष्टा में 
संलग्न रहेगा [” 


“उसके द्वारा सिद्धात्मा के गीत तो गाये जायेंग्रे परन्तु सिद्धात्मा 
तक पहुँचने का मार्ग पास में न होने से लोग “इतोश्रष्टा: ततो अष्टाः” की 
दशा को प्राप्त होंगे! उन्हें प्रनाचार का डर नहीं होगा । वे समभेगे कि 
जब आत्मा एकान्ततः अ्रबद्ध-स्पृष्ट है। सर्व प्रकार के कर्म बन्धनों से रहित 
शुद्धनबुद्ध है भौर उस पर वस्तुत: किसी कर्म का कोई अ्रसर नही होता, 
तब बन्धन से छूटने तथा मुक्ति प्राप्त करने का यत्न भी कैसा ? पाप भर 
पुण्य दोनो समान, दोनो ही प्रधर्म, तब पुण्य जैसे कष्ट साध्य कार्य मे कौर्न 


प्रवेत्त होना चाहेगा ! 


यह चौथा सम्प्रदाय किसी समय पिछले तीन सम्प्रदाय का हितशत्रु 
बन कर भारी संघर्ष उत्पन्न करेगा ्रौर जेन समाज को हानि पहुँचायेगा 
जो श्रब तक तीनो सम्प्रदायों के संघर्ष द्वारा नही पहुँच सकी है; क्योकि 
तीनों में प्राय: ऊपरी बातो मे ही संघर्ष है। भीतरी सिद्धान्त की बातों में 
नहीं । इस चौथे सम्प्रदाय के द्वारा जिनशासन का भूल रूप ही परिवर्तित 
हो जाएगा। वह प्ननेकान्त के रूप में न रहकर आध्यात्मिक एक[न्त का 
रूप धारण करने के लिये बाध्य होगा। ( पृष्ठ ४८ से ५० तक ) 


गौतम गणवर ने भगवान महावीर से पूछा था, कि पंचमकाल मे किस 
प्रकार के लोग जन्म धारण करेंगे; तब दिव्यध्वनि से यह बात ज्ञात हुई कि 
“लोग शभ्रपना और दूसरे का झहित करने वाले होगे। ऐसे भी व्यवित उत्पन्न 
होंगे, जो अपने को सिद्ध भगवान के समान मानकर प्रमादी होगे तथा कुगति 
को आप्त होंगे ।” इस बात का चित्रण रविपेण श्राचाय॑ ने पद्म पुराण मे इस 
प्रकार जिया है! 


( % ) 


अपकारे समासक्ता परस्य स्वस्थ चानिशम्‌ । 
ज्ञास्यंति सिद्ध मात्मान नराः दुर्गंति गामिन: ॥ २२-९९ 


लोग अपना तथा दूसरों का भ्रहित करने में तत्पर होगे; दुर्गति- 
गामी ऐसे भी मनुष्य होंगे भ्रपने को सिद्ध स्वरूप मानेंगे । इस आगम 
रूपी दर्पण में भ्रपना मुख देखने वालों को वस्तु स्थिति का पूरा पता 
चल' जायगा । 


इस समय एकानन्‍्तवादी श्रपना भविष्य न सोचकर ईसाइयो की 
तरह प्रचार के साधनो का श्राश्रय लेकर दि० जैन शआाषं परम्परा को क्षति 
पहुँचा रहे है । धामिक समाज को प्रमाद छोड़ विशेष सावधान द्वोकर प्रपनी 
संस्कृति तथा परम्परा की रक्षा करनी चाहिये, जिसके लिए निकलंक सदुश 
महान गआत्माशओ्रों ने श्रपना जीवन उत्सगं किया था । 


जिन्हें अपना सच्चा कल्याण इष्ट है, तथा जो सत्य पक्ष को मानने 
को तैयार है, उन्हें स्थाह्ाद चक्त के प्रतिपादन पर श्ञास्त्राधार से विचार 
करना चाहिये । 


इस पुस्तक के लिये हमारे भाई प्रोफेसर डा० सुशीलचन्द्र दिवाकर 
एम. ए., बी. काम., एल-एल. बी., पी-एच. डी. का महत्वपूर्ण सहयोग रहा 
है। लेखन कार्य में चि० सुकुमाल दिवाकर एम, काम , चि० यशोधरकुमार 
दिवाकर, रवीन्द्रकुमार दिवाकर, आनन्दकुमार दिवाकर तथा धन्यकुमार 
दिवाकर ने विशेष श्रम उठाया है। चि० सिद्धाथेकुमार दिवाकर ने भी मुद्रण 
के काय॑ मे श्रम किया है। इन्हे आशीर्वाद है । 


स्थाद्वाद चक्र की प्रथम श्रावुत्ति लमभग चार माह के भीतर ही 
समाप्त हो गई। जिन भाइयों ने पच्चीस, पचास प्रतियाँ मेंगाई, उनकी 
हम इच्छा पूर्ण करने में श्रसमर्थ रहे। बम्बई के वाणिज्य जगत मे सुबिख्यात 
उद्योगपति एस. कुमार्स संस्थान के स्वामी, सम्यक्त्व, दिवाकर, पदालकृत 
सेठ शकरलाल जी काशलीवाल 8. (005., #. $२. #, 8. की हमने 
स्थाहादचक्र की एक प्रति भेजी । उसका उन्होंने गहराई से मनन किया, 
तदा स्वयं की ग्रातरिक प्रेरणा से दूसरी आवृत्ति निकालने के लिए तीन हजार 


( ऊये॑ ) 
रुपया हमारे पास भेज दिए । उन्होंने लिखा है, इस पुस्तक की बिक्री से 
प्राप्त द्रव्य साहित्य प्रकाशन में लगाई जावे । उनके मानतीय विचार भूमिका 
में संलग्न हैं। उनकी धर्म तथा सांस्कृतिक संकट की बेला में दी गई यह 
उपयोगी सहायता अत्यन्त गौरवपूर्ण है। इसके लिए वे हमारे ही नही, 
स्थाद्ाद शासन के प्रेमियों के भी धन्यवाद के पात्र हैं। 


श्री महेन्द्रकुमार सिंघई, पार्टनर महेन्द्र प्रिन्ट्स को घन्यवाद है, जो 
उन्होंने विशेष दिलचस्पी लेकर मुद्रण सम्पन्न कराया है । 


श्री ऋषभ-निर्वाण दिवस 
सुसेरुचन्द्र दिवाकर 


१६७८ 


भूमिका 


परम झादरणीय पंडितवरय श्री समेस्चन्द्र जी दिवाकर द्वारा लिखित 
स्थाद्वाद-चक्र प्रनेकान्तवाद तत्वों से भरा हुप्रा एक अश्रद्वितीय पग्रर 
है। जीव की समस्‍यायें किस प्रकार सुलक सकती है प्रोर वह किस प्रकार 
पूर्ण सुख की प्राप्ति कर सकता है प्रथवा कर लेता है; जीव द्विविधा में 
न पडे, इस पर तक पूर्ण उदाहरणों के साथ उनके द्वारा व्याख्या की 
गई हैं। 

ग्रन्थ में नौ विषयों का जिक्र है :-- 

“मंगन स्मरण” के झ्रन्त में केवल ज्ञान की वन्दना की गई है। 
मुक्ति की राह जीव की संसारी अ्रवस्था है श्रौर इसका ( प्रवस्था का ) 
सुन्दरतम उपयोग “पामुख” में भलीभाँति दर्शाया गया है । 


३. प्रथम प्रकरण ( विषय ) “स्याद्ाद दृष्टि पर है। जैन धममे की देशना 
उसकी प्रनेकान्त दृष्टि पर श्राधारित है । वस्तु में झननन्‍्त धर्म पाये 
जाते हैं ।॥ वाणी की असमर्थता के कारण उनका एक साथ निरूपण 
प्रसंभव है, इसलिए सर्वज्ञ जिनेन्द्र ने तत्व की उपलब्धि हेतु एक धर्म 
( वस्तु के ) को प्रधान करके शेष धर्मों को ( याने वस्तु के शेष धर्मों 
को ) गौण करने की दृष्टि प्रदान की । नय के द्वारा सत्य का ग्रंश 
ग्रहण किया जाता है। वस्तु एक दृष्टि से ( द्रव्य दृष्टि से ) नित्य 
है और दूसरी दृष्टि से ( पर्याय दृष्टि से ) प्रनित्य है। भगवान ने 
दोनों दृष्टियों को सत्य सहित बताया है। 

२. द्वितीय प्रकरण “जिनवाणी की महिमा” पर है । इस प्रकरण में 
पंडितवर्थ ने आचार्य कुन्दकुन्द देव की वाणी का जिक्र किया है । 

चारों झनुयोगों का अ्रध्ययत आवदयक है। 


३. तृतीय प्रकरण न्‍्यायतीर्थ जी ने “निमित्तकारण के मह्त्व” पर रखा 
है। यथार्थ में बिना निर्मित्त के उपादान कार्बान्वित होता नहीं। बाह्य 
भ्ौर प्रंतरंग कारणों की सम्पूर्णता कार्यों की उत्पत्ति में प्रावश्यक है । 


( २३२ ) 


चतुर्थ प्रकरण “भाव पर एक दृष्टि” है । कहावत है, बिना विचार 
( दर्शन-ज्ञान ) के श्राचार ( चरित्र ) नहीं और बिता भाचार के 
विचार नहीं । आचार भ्ौर विचार एक दूसरे के पूरक हैं। भाव का 
शैली में साधन चारित्र का है और चारित्र साधन भाव है। अकेला 
ने भाव ही टिकता है और न अकेला चारित्र ही । 
पचम प्रकरण “सम्यर्दर्शन के स्वरूप” पर है। ग्रन्थकर्ता ने विद्वतापूर्ण 
शेली में कुन्दकुन्द स्वामी के उपदेशानुसार गृहस्थ को देव, गुरु, शास्त्र 
का अद्धान रूप सस्यकक्‍त्व का पालन कहा है । 
पष्ठम प्रकरण “पुण्य पर एक दृष्टि” पर है। जिनागम के श्रनुसार 
मोक्ष की प्राप्ति वीतरागता बिना नही होती । 

प्रध्यात्म दप्टि से जीव के तीन विभाग होते हैं । बहिरात्मा, 
अन्तरात्मा और परमात्मा । पहिले तौत गुणस्थान वाले जीव, बहिरात्मा 
के नाम से पहिचाने जाते है। चौथे गुणस्थान से बारहवे गुणस्थान 
तक के जीव अन्‍न्तरात्मा कहलाते हैं और श्रन्त के दो सयोग केवली व 
अयोग बवली परमात्मा कहलाते है। इस अकार के चौदह गुणस्थान 
इन तीन भेदों में भ्न्तर्भूत होते है । तेरहवे गुणस्थान के अआत्तिम चरण 
में पुण्यरूप क्रियाएँ अपने श्राप तिरोहित हो जाती हैं । 
सप्तम प्रकरण “स्याह्राद चक्र” पर है | भ्रत्येक वस्तु के भ्रपेक्षाकृत 
कई रूप होते हैं। उनमें का यथार्थ रूप जाने बिना वस्तु का ज्ञान 
नहीं होता । 
भअ्रष्टम प्रकरण “अमृत मंधन” पर है। इसकी अंतिम लाइने “ तप रहित 
ज्ञान” दृष्ट सिद्धि नहो प्रदान करता है । "ज्ञान रहित तप” भी शभ्क्ृतार्थ 
है । इसलिए ज्ञान और शप संयुक्त मुनि निर्बाण को प्राप्त करते है । 
नवम्‌ प्रकरण “प्रकीर्णक है । विविध विषयों का सार सूख की श्रोर 
है । धर्म श्रेष्ठ मगल रूप है, वह पापों का नाशक है तथा पुण्य प्रदाता 
है। वह धर्म, अहिंसा, सयम तथा तप स्वरूप है | जिसका मन 
निरन्तर धमे की श्रोर लगा रहता है, वह निश्चय से ( मुक्ति ) मोक्ष 
को प्राप्त करता है । 


“निरंजन सेठ शंकरलाल कासलोबवाल 
६€, मेरिन ड्राइव, बम्बई। के, (०ऊ,, ४.२ %., 8, 


सम्यक्त्व दिवाकर 


स्थाह्वाद दृष्टि 


[ कुन्दक्त्द स्वामी का कथन है, कि पूर्णरूप से वस्तु का बोध 
निदचयनय अथवा व्यवहारनय द्वारा नहीं हो पाता । निश्चय दृष्टि 
श्रात्मा को शुद्ध तथा अबद्ध मानती हैं। यह भी अपूर्ण कथन है। 
व्यवहारनय गात्मा को कर्मो से बद्ध तथा अशुद्ध मानता है। यह 
कथन भी अपूर्ण है। निश्चयनय ने सिद्ध जीव को अपना लक्ष्य 
बनाया, व्यवहारनय ने संसारी जीव दी श्रपेक्षा कथन किया । 


केवल ज्ञान की दृष्टि में दोनों कथन पूर्ण नहीं है। समयसार 
निरचयनय, व्यवहारनय के पक्षों से अतिक्रांतः है। दोनों नय 
सम्यर्शान के अंग होने से वस्तु स्वरूप प्रतिपादक हैं । 


व्यवहारनय भूठा नहीं है। वह भी सम्यग्जान का भेद है । 
वस्तु की अशुद्ध पर्याय अनुभव गोचर है। उस अजुद्ध पर्याय को 
ग्रहण करने वाला व्यवहारनय मिथ्या नही है। 


कन्दकुन्द स्वामी ने पंचमकाल में धर्मध्यानरूप अपरमभाव का 
सदुभाव बताया है । शुक्ल ध्याल रूप परमभाव का अभाव होने से 
परमभाव सम्बन्धी निश्वयनय की देशना का पात्र, इस कलिकाल में 
नहीं होता । इस बात का इस लेख में स्पष्टीकरण किया गया है! ] 


जैनधरं की देशना उसकी भ्रनेकांत दृष्टि पर श्राश्नित है। क्स्तु में 
झूनंत धर्म पये जाते हैं; वाणी की अ्रसमर्थता के कारण उनका एक साथ 
निरूपण अ्रसम्भव है; इसलिए सर्वज्ञ जिनेसद्र ने तत्व की उपलब्धि हेतु एक 
धरम को मुख्य, प्रधात भ्रथवा विवक्षित करके शेष धर्मों को गौण करने की 
दृष्टि प्रदान की । नय के द्वारा सत्य का शअ्रंत्र ग्रहण किया जाता है । वस्तु 
एक दृष्टि से ( द्रव्य दृष्टि से ) नित्य है भर पर्याय दृष्टि से अनित्य भी 
है । भगवान ने दोमों दृष्टियों को सत्य सहित बताया है। 


8 2) 


कूंदकंदस्वामी रचित पंचास्तिकाव की चौथी गाथा की टीका में 

प्रमुतचंद्र युरि ने कहा है “वो हि नयो भगवता प्रणीतों अव्यायिक : प्यवि्थि- 
कवच । तत्र॒ न खत्वेकतथायता बेशना किन्तु तथुभयायतता--अगवाने ने 
द्रब्याधिक प्रोर पर्यायाथिक रूप से दो नय कहे हैं। भगवान की देशना एक 
ही नय पर निर्भर नहीं है; कितु वह दोनों नयों पर आश्रित है । 

प्रध्यात्म चर्चा करते हुए एकांतवादी निश्चयदृष्टि को सत्य प्रतिपादन 
करने वाली मानते हुए व्यवहारनय की दृष्टि को मिथ्या मानते हैं । इस 
कारण तत्व चिंतन के क्षेत्र में गड़बड़ी उत्पन्न हों गई है। इसलिये दोनों 
नयों का भ्रागमोक्ता स्वरूप जानना परम झावश्यक है। 

प्रवचनसार में गाथा १८६९ की टीका में लिखा है; “शुद्ध द्ष्य 
(िरूपणात्सक्रो निश्चयतय:। प्रशुद्ध व्र्यनिरूपणात्मकों व्यवहार्तय: 
उभावध्येतो सत: शुद्धाशु त्वेनो मयथा द्रव्यस्थ प्रतीयमान त्वात्‌”--शुद्ध द्रव्य 
का निरूपण करने वाला निएचयनय है, श्रशुद्ध द्रव्य का निरूपण करने बाला 
व्यवहारतय है| ये दोनों नय कहे गये हैं क्‍योंकि द्रव्य को छुद्ध तथा अशुद्ध 
दोनों रूप में प्रतीत हुआ करती है। इस कथन से यह बात सिद्ध होती है 
कि द्रव्य शुद्ध भ्रवस्था और पअशुद्ध श्रवस्था सहित पाया जाता है । एकांतवादी 
द्रब्य को सदा ही मानते हैं। इस मिथ्या कल्पना का इससे निराकरण हो 
जाता है | 

पंचास्तिकाय मे दो प्रकार के जीव कहे है-- जोबा संसारत्था 
णिव्वादा चेदणप्पगा दुविहा | १०६” 


टीका- जीवा: हि द्विविया:। संवारस्था पशुद्धा: निब सा: शुद्धाइच । ते 

खलूभयेषि चेतनस्वभावा. । 

जीव दो प्रकार के हैं। संसारी जीव अशुद्ध हैं तथा मुक्त जीव शुद्ध 
हैं। वे दोतों प्रकार के जीव चेतना स्वरूप हैं। संसारी जीव कर्मबद्ध होने 
से भ्रथुद्ध हैं । मुक्तजीय कर्मंबधन से मुक्त हो जाने से शुद्ध हैं । व्यवहारदृष्टि 
द्वारा अशुद्ध जीव का कथत किया जाता है। निर्चयदृष्टि द्वारा शुद्धावस्था 
युक्त जीव का कथन किया जाता है । जब द्रव्य स्वयं शुद्ध तधा शुद्ध रूप हैं, 
तब उतका कथन करने वाले दोनो नय वस्तुग्राही होने ,से सत्य हैं। ऐसा 
नही है कि तिषंचयनय ही सत्य है भौर ष्यवह्मरनय असत्य है। एकांतवादी 
घगे ने इस मौलिक तत्त्व को भुला दिया है । 


( मै) 


एकांत पक्ष वाले ब्यवहारतय और लौकिक व्यवहार को एक मान 
बैठे हैं । यहू धारणा आगमविरुद्ध है। आगमानुसार अर्थग्रहण करना विवेकी 
का कत्तंण्य है ! जैसे सम्यर्दर्गन' का लौकिक प्रर्थ है--'ठीक देखना ।” इस 
दृष्टि से जिसके नेत्र खराब हैं, वह मिथ्यादृष्टि हो जाता है; अंंधा व्यक्ति 
तो सम्यर्दृष्टि नहीं कहुलायेगा । भ्ागम में दर्शन शब्द को श्रद्धा का वाचक 
माना गया है। झत: धर्म का मुल सम्यग्दर्शन सच्ची श्रद्धा रूप है। उसका 
सम्बन्ध नेत्र इंद्रिय जनित ज्ञान से नहीं हैं। इसी प्रकार लोक व्यवहार झौर 
व्यवहा रनय में भिन्नता हैं। 


दोनों नयों की प्रन्य रूप से भी व्याख्या की गई है। समयसार की 
आाथा नं० २७२ की टीका में लिखा है, आत्माओकितो निशचयनय: । 
पराश्ितों व्यवहारनय:--पर का ग्राश्नय न लेने वाला ग्रात्माश्रवित निश्चय- 
नय है तथा प्रन्य द्वव्य का ग्राश्नय लेकर तत्वग्राही व्यवहारनय है। पर का 
अवलम्बन लेना व्यवहारनय का विषय है । भिन्न साध्य-साधव भाव का 
आवलम्बन व्यवहारनय का कार्य है! जहाँ भिन्न साध्य-साधन' भाव नहीं होता 
है, वहाँ निश्चयदृष्टि की मुख्यता होती है ॥ 


भेदग्राही व्यवह्ारतय है, भ्रभेदग्राही निश्चयनय है । वस्तु कर्थंद्ित्‌ 
भेदरूप है कथंचित्त अभेद रूप है । 


प्रधाणगोचरो सन्‍्तो भेदाभेदौ न संवृत्ती । 
तावेकन्ना विरुद्धो ते गुण मुख्य विवक्षया ।।३६॥ 


भेद तथा अभेद प्रमाण रूप ज्ञान के विषय है, वे काल्पनिक नही है । 
गौण मुज्य विवक्षा से वे दोनो एदाज पाये जाते हैं। 


आलाप पद्धति में श्रष्यात्म भाषा द्वारा नय पर प्रकाश डालते हुए 
कहा है -“निईचयनदी:मेद विथय: व्यत्रहारों भेद-विषय:” (पृष्ठ १७७) 
““ निदरचयनेय अभेद विषय है अर्थात्‌ उसका विपयगत तत्य भेदरड्वित है, 
अद्वेत है, शुद्ध है । व्यवह्यारतय का विषय भेद है, ड्वैत है, अशुद्धावस्था है । 
निरवयनय स्वभाव श्रवस्था का ग्राही है। व्यवहारतय विभाव पर्याय को 
आअदडण करता है। नियमसार में कहा है-- 


( ४ ) 


णरणारयतिरियसुरा पज्जाया ते विभावमिदि भणिदा। 
कम्मोपाधिविवज्जिय-पज्जाया ते सहाव मिदि भणिदा ॥१५४७४ 


मनुष्य, नारक, पशु तथा देव पर्याय विभावपयाय हैं। कर्मेरूफ 
उपाधिर हित स्वभावपर्याय है | व्यवहारतय मनुष्य प्रादि भशुद्ध अश्रवस्था को 
ग्रहण करता है श्ौंर निदपचयनय सिद्ध अ्रवस्था को ग्रहण करता है। संसारी 
जीव में भशुद्ध पर्यायों का पाया जाना सबके अनुभवगोचर हैं | 


निएचयदृष्टि स्वावलम्बी होती है । उसकी प्राप्ति के पूर्व में भ्रसमर्थ 
व्यक्ति को व्यवहारनय सम्बन्धी परावलम्बन की दृष्टि को स्वीकार करना 
हिंतकारी है । 


मोक्ष के लिए ध्यान को ग्रत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है । इस संबंध 
में तत्वानुशासन ग्रंथ में नागसेन मुनिराज ने कहा है-- 


निशचयाद्‌ व्यवहाराच्च ध्यानं द्विविध मागमे । 
स्वरूपालंबन पूर्व परालंबनमुत्तरम्‌ ॥९६।। 


श्रागम में निएचय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का ध्यान माना 
है । आत्मस्वरूप का आलम्बन युक्त ध्यान निश्चय ध्यान है। १९ का प्रवलम्बन 
लेना भ्र्थात्‌ श्ररहंत प्रादि का ग्राक्षय लेकर किया जाने वाला ध्यान व्यवहार 
ध्यान है । 


नागसेन ग्राचाय॑ ने यह भ्रनुभवपूर्ण बात लिखी है-- 


अभिन्न माचयमन्यत्तुभिन्न तत्ताव दुच्यते । 
भिन्ने हि विहिताभ्यासोउभिन्नं ध्यायत्यनाकुल: ॥९७॥। 


निरुचय ध्यान आत्मा से अभिन्न है। आत्मा से भिन्न ध्यान को 
व्यवहार ध्यान कहा है। अहँत झादि भिन्न वस्तुश्रो का प्रवलम्बन लेकर ध्यान 
का भ्रम्यास करने वाला बिता बाधा के निदत्रय ध्यान करने में समथथे होता 
हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि पराश्रय अथवा परावलम्बन रूप दष्टि 
जीव की श्रसमर्थे व्यवस्था में उपयोगी है । समर्थ होने पर नि६चयदृष्टि 
कल्याण प्रदान करती है । 


( *# ) 


सम्रग्रसार में लिखा है कि परमभ्यव दक्शियों के लिए शुद्ध तच्बग्राही 
शुद्धनयप्रयोजनवान है, तथा व्यवह्यरनय अपस्मक्मात्र जे स्थित कोदों के 
लिए कहा गया है। परमभाव शुद्धोपयोग, शुक्ल ध्यन से सम्बन्ध रखता है। 
अप रमभाव शुभोपयोग, धर्मध्यान से सम्बन्धित हैं। इस काल में शुक्लध्यान 
भरतक्षेत्र में, श्रसम्भव होमे से घमंष्यानकूप अपरमभाव की देक्षना से संबंध 
रखने वाला व्यवह्ा रनय प्रमोजनवान है । समयसार की ८ वीं गाथा है--- 


जह णवि सक्‍कमणज्जो, श्रणज्जभासं विणा ण गाहेउं । 
तह ववहारेण विणा परमत्थुव-एसण-मसक्क॑ ।॥८॥। 


इस गाथा की टीका में श्रमृतचंद्र सुरि ने लिखा है, “व्यवहृशरनवों 
सानुसतंव्य: -- ब्यवहारतय का अनुसरण नहीं करना चाहिए । यह पंक्ति 
मोक्षमार्ग प्रकादक में भी उदछृत की गई है। इसके आ्राघार पर व्यवहारनय 
को श्रनुपपोगो सोचा जाता है; किंतु वास्तव में भ्रमृतचंद्र सुरि ने समयश्षार 
की १२ वी गाथा की टीका में अ्रपने भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया है । 
/प्रत्यगात्मदर्शिभि: व्यवहारनयों नानुसतंय्य:”---शुद्ध श्रात्मदशन करने बालों 
को व्यवहारसय क्रा अनुसरण नहीं करना चाहिए। यहाँ यह बात स्मरण 
योग्य है कि शुद्ध आत्मा का भ्रनुभव गृहस्थ के नहीं होता । इसलिए निदचय- 
नय की देशना का पात्र गृहस्थ नहीं है । 

प्रवचनसार की गाथा २५४ की टीका से लिखा है “गृहि्णा समस्त 
'विरतेरभाजेन-- अशुद्धात्मतोनु भवात्‌”'; गृहस्थों के सकल संयम का अभाव 
होने से अशुद्ध श्रात्मा का अनुभव पाया जाता है भप्रर्थात्‌ शुद्ध श्रात्मा के प्रतु- 
भव सहित परमभाव का उनके सद्भाव नहीं पाया जाता ॥ 


जयघवला टीका ( भाग | पृष्ठ 5 ) में लिखा है गौतमगणघर 
ने व्यवहा रनय का श्राश्य. लेकर चौबीस अनृयोग द्वारों के प्रारम्भ भें मंगल 
किया है जो व्यवहारनय बहुत जीवो का हित करता है, वह आश्चय के 
योग्य है। ऐसा श्रपने मन में निदत्रय करके गौतम महर्षि ते उक्त स्थल में 
अंगलाचरण किया। इस युग के सभी आचाय॑। जिन गौक्षम गणधर को, 
“संगल गौतमों बणी/--कहकर सर्वोपर पृज्यता प्रदान करते हैं, उन्होंने 
व्यवहारनय को बहुजीबव हितकारी कहा तथा उसका भाश्रय लेना चाहिए 
अहू भी कथन करने के साथ “मैं उम्र व्यवहारनय का भाश्चय लेता हूँ” 


6६ ) 
यह बाल स्पष्ट की | इससे एकांतवादी वर्ग जो व्यवध्टारनंथ के कथन को 
रुच्छ शएनतर है, वह भूल है; यह स्पष्ट हो जाता है। 
जयधवला की पंत्तियाँ इस प्रकार हैं--वबहारणव ३50 
गोबससामिणा चदुवीसण्हम णियोभद्वाराणामावीए मंगल कद ॥ है जो बहु 
जीवाणुग्गहकारी ववहारणभो सो चेव समस्सिदष्यो ति सर्णेघावहारिय 
गोवमयेरेण मंगल तत्यथ कय ॥॥* 
यह बात समयसार में लिखी है, कि शुद्धतत््व निदचयनय के द्वारा 
भी ग्रहण में नहीं भाता है । इस सम्बन्ध में अाचार्य कुन्दकुन्द का यह कथन 
मनतनीय हैं-- 


जीवे कम्मं बद्धं, पु चेदि ववहारणयर्भाणदं । 
सुद्धभ्यस्स दु जीवे, अबद्धपु्टु हवइ कम्मं ॥१४१॥ 


सुद्धो सुद्धेसो, णायव्वों परमभावदरिसीहि । 
ववहार देसिदा पुण, जेदु अपरमेट्टिता भावे ॥१२॥ 


कम्मं॑ बद्धमबद्ध जीवे एवं तु जाण णयपक्‍ख । 
पकक्‍्खातिक्कंतो पुण, भण्णदि जो सो समयसांरो ॥१४२॥ 

जीव में कर्म बंबे हुए हैं, तथा जीव कर्मों से स्पष्ट है, यह व्यवहा रनय 
का कथन है। शुद्धनय भ्रर्थात्‌ निश्वयनय जीव को कर्मों से भ्रबद्ध प्रौर 
भ्रस्पृष्ट मानता है । 


जीव में कर्म बंधे हैं, जीव में कर्म नहीं बंधे है; ये दो नय पक्ष हैं। 

अर्थात्‌ निश्वयनय जीव को कर्मबंधन से रहित मानता है और व्यंवहारतय 
इस पक्ष को स्वीकार करता है कि जीव में कमे बंधे हैं। किन्तु समयसार 
जीव को बद्ध पक्ष भ्रौर भ्रवद्ध पक्ष इन दोनों विकल्पों से झ्तात मानता है । 
वह समस्त पक्षों से रहित है | उसे कुन्दकुन्द स्वामी ने “जयपस्लपरिहोणों” 
(१४३) कहा है । इसका कारण यह है कि दोनों नय॑ श्रुतज्ञान के ग्रन्त्गंत 
हैं। पूर्ण शानयुक्त सर्वज्ञ केवली भगवान नय पक्ष को जानते हैं, प्रहण नहीं 
करते समयसार की टीका की ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण-- 


( ७ ) 
भगवान्‌ केवली श्र तज्ञानावववभूतथों व्यंवहार-निर्वयलय 
प्रक्षयो: विश्वसाक्षितवा केवल स्वरूपमेव जानाति न तू नय पक्ष 
परिगुह्ताति” ( गाथा १४३ टीका समयसार ) 
सहत्व की बातः--वास्तव में बात यह है कि दोनों नय साध्य नहीं 
है । उनके द्वारा वीतरागता--रागद्वष रहित अवस्था प्र्थात्‌ यथास्यात चारित्र 
रूप भ्रवस्था साध्य है। पंचाध्तिकाय की ग्राथा १७२ की टीका में आचार्य 
झ्मृतचंद्र ने लिखा है 'झस्य खलु पा रसेश्वरस्थ शझास्त्स्य परमार्थतो बोलसरा- 
गत्वमेत्र तात्पयेंमिति ( तबिदं बीतरागत्व॑ स्यवहारनिश्चयाविरोधेनवानुग गम्प- 
मास भवति ससोहितसिद्धये न पुनरन्यथा” इस सर्वेज्ञोक्त श्यास्त्र का परमार्थ 
की दृष्टि से वीतरागता ही तात्पर्य है। वीतरागता व्यवहार तथा निश्चय के 
अविरोध रूप से प्रहण करने पर इष्टसिद्धिप्रद होती है। भनन्‍यथा नहीं होती 
है । जीव का मुख्य ध्येय सर्व दुःखों का क्षय करना है, उसका कारण वीत- 
रागता है, जो निरचय झौर व्यवहारनय युगल द्वारा उपलब्ध होती है ! 
पंचास्तिकाय में कहा है-- 


एवं पवयणसारं पंचत्थिय संगह वियाणित्ता। 
जो मुयदि रागदोसे सो गह॒दि दुक्‍्ख परिमोक्‍्खं ॥॥१०३॥। 


इस प्रकार जो प्रवचनसार श्रर्थात्‌ जिनवाणी के सार रूप इस 
पंचास्तिकायसंग्रह ग्रंथ का भली प्रकार परिज्ञान करके राय तथा द्वंप का 
परित्याग करता है, वह सम्पूर्ण दुःखों के क्षय रूप मोक्ष को प्राप्त होता है । 
झास्त्राम्यास मात्र ध्येय साधक नही है । 


मूलाचार में कहा है, यदि कोई हाथ में दीपक लेकर कूए में गिरता है 
तो दीपक का क्‍या दोष है ? इसी प्रकार शास्त्र का ज्ञान करने के बाद भी 
यदि कोई सदाचार को भंग करता है तो उसकी शिक्षा से क्या लाभ है ? 
गाथा इस प्रकार है-- 


जदि पददि दीवहत्थो, श्रवदे कि कुणदि तस्स सो दीवो। 
जदि सिक्खिऊण अ्रणय करेदि कि तरस सिक्‍्खफलं ॥१५॥ 


यदि कोई हाथ में दीपक लेकर कुए में गिरता है, तो उसको दीपक 


( ५ ) 
क्या करेसा ? यदि शझिक्षित होकर भी कोई अतय अर्थात्‌ क्रुपथ में प्रवृत्ति 
करता है, तो उसकी शिक्षा का क्‍या लाभ है ? 


कुन्दक्नद स्वामी ने पंचास्तिकाय मे लिखा है कि--- 


सम्मत्तणाणजुत्त, चारित्त रागदोसपरिहीणं । 
मोक्‍्खस्स हवदि मग्गो, भव्वाणं लद्धबुद्धीणं ॥१०६।॥। 

जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान तथा रामद्ेष के क्षय रूप चारित्र युक्त 
है, उन लब्धबुद्धि भ्रर्थात्‌ क्षीणक्षपाय नामक द्वादशम गुणस्थान प्राप्त 
भव्यात्मापों को सुक्तिपथ प्राप्त होता है। इससे यह बात ज्ञात होती है कि 
संम्परदर्श न तथा निश्चयनय व्यवहारनव युगलयुक्त होते हुए भी जब तक 
यथारूपातचा रित्ररूप रागद्रेषरहित बीतरागता नहीं होगी, तब तक शिवपथ 
की प्राप्ति नही होगी । 

एकान्तवादी बीतरागता की बहुत स्तुति करता हुआ चारित्र से 
अ्रपना सम्पर्क स्थापित करने में प्रमादवश संकोच प्रदर्शित करता है । कुन्द- 
कुन्द स्त्रामी की वाणी का रहस्य समभने वाला यह मानत्ता है कि बिना चारित्र- 
पालन के वीतरागता की परिकल्पना आकाश पुष्पो के संचय सदृश विवेक 
विरुद्ध परिकल्पना है । वीतरागता चारित्र सम्पन्नता का नामान्तर है | 

सार--इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सम्यग्ज्ञान के अग 
होने से जैसे तिश्चयनय में वास्तविकता है, उसी प्रकार व्यवहार में यथार्थ ता 
है । दोनों तय वस्तुस्वरूपग्राही हैं। द्रव्य शुद्ध तथा श्रशुद्ध दो प्रकार फी है । 
शद्धद्रव्य को निर्चयनय ग्रहण करता है। भरशुद्ध द्रव्य व्यवहारतप का 
विषय है। 

स्यादह्वादविद्या का रहस्य समभने वाला व्यक्ति आगम के आधार पर 
इस निदचय पर पहुँचता है, कि अपरमभाव श्रर्यात्‌ धर्मष्यानरूप शुभभावयुक्त 
व्यक्ति व्यवहारनय की देशना का पात्र है। 

ज्ञातव्य-पंचमकाल में धर्मष्यानरूप शुभभाव होता है | शुक्लष्यातरूप 
शुद्धभात र नहीं होता; प्रत: कुन्दकुन्द स्वामी के कथनानुसार पंचमकाल में 
शुद्धभावरूप शुक्लध्यान से सम्बन्धित निएचयनय की देशना का कोई भी 
पात्र नहीं है । खेद है एकास्तवादी इस ब्रात पर ध्यान नहीं देते । 


( ६ ) 


गौतमगणधर ने व्यवहारनय को बहुत जीवों का कल्याणकारी मानने 
के साथ उसका प्ाश्य जेने की बात कही तथा स्वर्भ व्यवहारतय का आश्रय 
लैकर महाकम्मपयडि पाहुड ग्रंथ के श्रारम्भ में मंगलाचरण किया। निश्चय 
दृष्टि हमारे लिए सदा वन्दनीय है तथा शुभभावरूप धर्मध्यान से सम्बन्धित 
व्यवहार दृष्टि झाश्रयणीय है। णमोकारमसंत्र में अरहुंतों को सिद्धों के पूर्व 
प्रणाम किया जाता यह सूचित करता है, कि व्यवहार दष्टि का भी महत्व 
है । दोनों नयो में मेत्रीभाव श्रात्मकल्याणप्रदः है तथा एकान्त्वाद संसार- 
परिभ्रमण कराने वाला है। 


निश्चय ग्रर व्यवहार नय जिन ग्रागम श्राधार । 
तिन बिन भटकत जीव यह नहिं पावत शिवद्वार 4। 
शुद्धृष्टि को हो नमन मेरा बारम्बार । 


श्र 


या प्रसाद ते जीव यह शीघ्र होपष भवपार ॥। 


५ 
५१ 


जिनवाणी की महिमा 


[ कानजी पंथ की धारणा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 
कुन्दकुन्द स्वामी का समयसार ही सदा अभ्यसनीय, पठनीय एवं 
मननीय ग्रन्थरत्न है। भ्रन्य शास्त्र श्रनुपयोगी हैं। 

इस निबन्ध में कुन्दक्द स्वामी की वाणी दी गई हैं, जो 
सम्पूर्ण जिनवाणी के प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, 
द्रब्यानुयोग रुप अंगों का अभ्यास आवश्यक बताती हैं। वे महषि 
चारों अ्नूयोग तथा हादशांग वाणी को प्रणाम करते हैं । 

विचारक सोचें कि कानजी पंथ कुन्दकुन्द स्वामी की धर्म 
देशना के विरुद्ध »द्धा, ज्ञान तथा प्रचार कार्य करता है। यह 
विचित्र बात है, कि वह अपने को श्रेष्ठ कुन्दकुन्द भक्त तथा उनकी 
वाणी के रहस्य का ज्ञाता कहता है। भरा चार्यदेव समस्त जिनवाणी 
को प्रणाम करते हैं, और चारों अनुयोगों का श्रभ्यास आवश्यक 
मानते हैं। समयसार मारमिक तथा सूक्ष्म बुद्धिवालों के योग्य शास्त्र 
है । आरचर्य है कि उसे मंदमति' भी अपने भ्रवगाहन योग्य मानते 
हैं। इस निबंध में प्रागम की सर्वज्ञ प्रतिपादित दृष्टि का वर्णन 
किया गया है। ] 

आवारय कुन्दकुन्द ते दर्शनपाहुड में कहा है-- 
“जिण वयण मोसहमिणं, विसय सुहविरेय्ं अ्रमिदभूद॑ ।'' 
“जर-मरण-वाहि-हरणं, खयकरणं सब्वदुक्लाणं ॥१७॥। 
स्वज्ञ जिनेश्वर की दिव्यवाणी श्रौपधिरूप है, वह्‌ विषयसुलों का 
परित्याग कराती है, वह भ्रमृतमय-मरणरहित अ्रवध्था को प्रदान करती है, 


अमृत सदृश मधुर भी है; वह जन्म, मरण तथा व्याधि का विनाश करती 
है । जिनवाणी के द्वारा सर्व दु:खों का क्षय होता है। 


( ११ ) 


कुन्दकुन्द स्वामी ने सम्पूर्ण द्वदशांग जिनवाणों को इन छाब्दों द्वारफ़् 
प्रणामांजलि भपित की है-- 

“सिद्धवरसासणाणं, सिद्धाणं कम्मचक्कमुक्काणं ।” 

#“काऊण णमुक्कारं भत्तीए णमामि अंगाई ॥” 

जिनका श्रेष्ठ शासन सर्वत्र प्रसिद्ध है तथा जो कर्मचक्र से मुक्त हो 
गये हैं, उन सिद्ध भगवान को प्रणामकर मैं भक्तिपुर्वक द्वादशांगवाणी को 
नमस्कार करता हूँ । 

कुन्दक्न्द स्वामी बोध पाहुड में कहते हैं कि मेरे ग्रुरु श्रुत-केवली 
भद्बाहु स्वामी सम्पूर्ण द्वादशांग श्रुत के ज्ञाता थे । 


“बारस अंग वियाणं, चउदस-पुव्वंग-विउल-वित्थरणं । 
सुयणाणि भदबाह, गमयगुरु भयवद्नो जयओो॥६२५ 


चौदह पूर्व॑रूप विपुल विस्तार थुक्त द्वादशांग के ज्ञाता गमक गुरु श्रुत 
केवली भगवान भद्गबाहु जयवंत हों भ्र्थात्‌ उनको हमारा नमस्कार हो। 

कुन्दक्न्द रवामी ने भ्राचारांग, सुत्रकृतांग ग्रादि द्वादशांग जिनवाणी 
को श्रुतिभक्ति में प्रणाम करते हुए कहा है-- 


एवं मया सुदपवरा, भत्तीराएण रंथुया तच्चा। 
सिम्ध॑ मे सुदलाहं, जिणवरवसहा पयच्छंतु ॥११॥ 


इस प्रकार द्वादशांग श्रृतज्ञान का निरूपण करने वाले गणधर देव की 
मैं भक्ति तथा प्रेमणाव से हादिक स्तुति करता हुप्ना जिनेन्द्र भगवान से 
प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे पूर्ण श्रुतज्ञान प्रदान करें। 

एकांतवादी व्यक्ति जिनवाणी को समयसार रूप ही समभते हैं, उन्हें 
अ्रन्य ग्रागम प्रिय नहीं लखता । उसका पठन-पाठन वे नहीं करते, तथा अन्य 
झ्ागम के प्रति दुर्भाव धारण करते हैं। उन्हें कुन्दक्न्द स्वामी की उपरोक्त 
वाणी यह ज्ञापित करती है, कि समस्त द्वादक्षांग वन्‍दनीय है। यदि वह 
उपयोगी तथा झ्रात्मकल्याण दाता न॑ होता, तो कुन्दकुन्द स्वामी के गुरु 
भद्रबाहु श्रुतकेवली उसका परिज्ञान करने का कष्ट क्‍यों उठाते ? भावपाहुड 


हर ) 


में वे सूनिजनों को सम्पूर्ण क्षुतज्ञान की आराधना हेतु प्रेरणा देते हुए 
करते हैं-- 
तित्थयर भासिय्रत्यं, गणहरदेवेहि ग्रंथियं संम्म॑ । 
भावहि भ्रणुदिणु, अतुल, विसुद्ध भावेण सुयणार्ण ॥९०॥ 
तीर्थंकर के द्वारा प्रर्थरूप से प्रतिपादित, गणधर देव द्वारा सम्यक- 
रूप से ग्रन्थरूप में तिमित श्रनुपम श्रुतज्ञान की निर्मलभावपूवेक प्रतिदिन 
मावना करो अर्थात्‌ समस्त श्रूत को प्रणाम करते हुए यह भावना करो, कि 
चह श्र्‌ तज्ञान हमें प्राप्त हो । 
समस्त जिनागम का प्रस्यास आत्मा में निर्मेलता उत्पन्न करता है। 
यह समभना कि हमारा हित केवल अध्यात्म साहित्य द्वारा होगा, 
संकुचित चिंतन का परिणाम है । पात्र केशरी आझ्ाथाय॑ को देवागम स्तोत्र रूप 
न्यायशास्त्र के सुनने से जैनधर्म मे समीचीन श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। इस युग 
के विद्वानों के गुरु पूज्य न्यायवाचस्पति पं. गोपालदास जी बरेया की जेनधर्मं 
में श्रद्धा त्रिलोकसार की सूक्ष्म गणित की देशना द्वारा हुई थी। 
वैष्णव कूल में उत्पन्न भद्र परिणामी ब्र. बाबा भागीरथ जी की जैनधर्म में 
भक्ति पद्मपुराण की मधुरकथा सुनकर उत्पन्न हुई थी । विद्यावारिध्रि बरिस्टर 
चम्पतराय जी ने मुभसे कहा था “जंनधम के कर्मों का विवेचन, विशेषकर 
आयु कर्म का वर्णन पढ़कर मेरा मन वेदान्त से हटकर जैन धर्म की शोर 
भुका था” । इस प्रकार द्वादशांग जिनवाणी की समस्त देशना आसन्न भव्य 
जीव को सम्यकत्व के उन्‍्मुख बनाती है। महावीराष्टक के रचियता कवि 
भागचन्द जी समस्त जिनवाणी को “निजधमें की कहानी' कहते हैं । उनका 
मधुर भजन है-- 
लांची तो तो गंगा यह वीतराग वानी, 
अविच्छिन्नधारा निजधघर्म की कहानी ।॥। १ ।। टेक 
जामें अ्तिही विमल अ्रगाध ज्ञानपानी, 
जहां नहीं संशयादि पंक की निशानी )। २॥। 
सच्तभंग जेह तरंग उछलत सुखदानी, 
संत्जन मरालवृन्द रमें (नित्यज्ञानी ॥ ३।। 


( ६ईं ) 
जाके अवगाहनतें शुद्ध होय॑ प्रानी, 
भागचन्द निहचे घट मांहि या प्रमानी ॥ ४॥। 


यह द्वादशांगे जिनवाणी चार भ्रनुयोगों में विभक्त है। महापुराण में 
कहा है कि-- 


“श्रुत स्कंध भ्रर्थात्‌ सम्पूर्ण श्रुतज्ञान के चार महाधिकार कहे गये 
हैं । पहिला प्नुयोग सत्पुरुषो के पवित्र चरित्र का प्रतिपादन करता है। दूसरा 
महाधिकार करणानुयोग तीनों लोको का वर्णन करता है, जिस प्रकार ताम्र- 
पत्र पर कुल क्रमागत वंशावली लिखी रहती है । जिनेन्द्र देव ने तीसरे 
महाधिकार में चरित्र की शुद्धि का निरूपण किया है । उसे चरणानुयोग कहा 
है । चौथा द्रव्यानुयोंग अधिकार है, उसमें नय, प्रमाण, निश्षेष सत्संख्या दि, 
निर्देश स्वामित्वादि की श्रपेक्षा द्रव्यों का निर्णय किया जाता है ।” जिसकी 
क्षयोपशम शक्ति बिशिष्टि है, उसे चारो अ्रनुधोगों का रहस्य ज्ञातकर जिन- 
बाणी की लोकोत्तरता का श्रवबोध होगा । अल्पज्ञानी को थोड़े भी वराग्य 
युक्त ज्ञान से सिद्धि प्राप्त हो जाती है | भावपाहुड में कहा है -- 


तुसमासं घोसंतो, भाव विसुद्धो महाणुभावों य । 
णामेण य सिवभूई, केवलणाणी फुड जाओश्रो ॥२५॥ 
निर्मल भाव वाले, महानप्रभावयुक्त शिवभूति मुनि तुस-माप-मिन्न- 


(दाल-छिलका जैसे जुदे हैं; इसी प्रकार मेरी ग्रात्मा शरीरादि से भिन्न है) 
इतने ज्ञान मात्र से केवलज्ञानी हुए। 





(१) महाघिकारा इचत्वारः, श्र,तस्कधस्य वणिता. । 
तेषामादोनुथो गो 5यं: सतां सच्चरिताश्रय: ॥| २ ॥। €८ |। 
द्वितीय: करणादि: स्थादनुयोग:ः सयत्रवे । 
अलोक्यक्षेत्र संख्यानं, कुलपत्रेधिरोपितम्‌ ॥| ६६ ॥ 
चरणादि स्तृतीय:, स्थादनुयोगो जिनोदित: 
यत्रचर्या विधानस्य, पराशुद्धि रुदाहुता ॥१००।॥। 
तुर्यो द्रव्यानुयोगस्तु, द्रव्याणां यत्र निर्णय: । 
प्रमाणनय निश्लेषैः, सदाचैर्च किमादिशि: ॥€०१॥। 


६ रै४ ) 
मूलाचार के समय अधिकार में कहा है 


घीरो वइरग्गपरो थोव॑ पिय सिक्खिउण सिज्कंदि । 
णय सिज्करदि बेरग्ग विहीणों पडिदृण सब्व सत्थाई ॥३॥ 


वैराग्य सहित धीर पुरुष ग्रल्प शिक्षा प्राप्त करके ही सिद्धि को प्राप्त 
करता है, किन्तु वैराग्य शुन्य सर्वशास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी कर्मक्षय 
सहीं कर पाता । 


इस प्रसंग में समनन्‍्तभद्र॒ स्वामी का आप्तमीमांसा में किया गया 
कथन मनन योग्य है । 


अज्ञानाच्चेद्‌ श्रुवो बन्धो, ज्ञयानंत्यान्न केवली । 
ज्ञानस्तोका द्विमोक्षरवे दज्ञाना दृहुतों न्‍्यथा ॥९६।। 


यदि यह कहा जाय कि भ्रज्ञान से नियम से बन्ध होता है, तो ज्ञेय- 
वस्तु अनन्त हैं; उनका ज्ञान न हो सकने से कोई भी सर्वज्ञ केवली नहीं 
हो सकेगा । यदि यह कहा जाय, कि थोड़ा ज्ञान मोक्ष प्रदाता होगा, तब 
बहुत अज्ञान बन्ध का कारण होने से मोक्ष नहीं हो पायेगा । 


यहाँ आचाये कहते हैं, कि शअ्रज्ञान से बन्ध होता है, ऐसी मान्यता 
ठीक नहीं है, क्योंकि पदार्थों की संख्या अनन्त है । इससे झज्ञान का प्रमाण 
भ्रधिक होने से सदा बन्ध होगा. तब मोक्ष का अभ्रभाव होगा । इस स्थिति में 
जैनशासन की दृब्टि को इस प्रकार कहा गया है--- 


अज्ञानात्‌ मोहतो बन्धो नाज्ञानाह्ीत मोहत: । 
ज्ञानस्तोकाज्च मोक्ष: स्था-दमोहान्मोहतो न्‍्यथा ॥॥९८॥ 


मोहयुक्त भ्रज्ञान से बन्च होता है; वीत-मोह पुरुष के झ्रज्ञान से बन्ध 
नही होता । उसे श्रल्पज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होगा, जो मोह रहित है, किन्त 
मोहयुक्त ज्ञान से बन्ध होगा । 


यहाँ लमन्तभद्द स्वामी ने यह बात सिद्ध की है, कि ज्ञान की 
अधिकता या न्यूनता के साथ मोक्ष की प्राप्ति का सम्बन्ध नहीं है, मोह 


( १६५ ) 


सहिद महान ज्ञान भी मोक्षसाधक नहीं है। मोक्ष का साधक मोह रहित 
झल्पज्ञान भी है| 
कुन्दकुन्द स्वामी ने रगणसार में इस एकास्तपक्ष का निराकरण किया 


ह 


हैकि ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है। प्लाध्यात्मिक चर्चा में सदा कहा जाता है, 
कि ज्ञान के होने पर तत्काल मोक्ष हो जाता है। उन्होंने कहा है-- 


णाणी खबेइ कम्म॑ं णाणवलेणेदि सुबोलए श्रण्णाणी | 
विज्जों भेसज्ज महं जाणे, इदि णस्सदे वाही ॥॥७२।॥। 


ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय करता है, ऐसा कथन 
करने वाला भ्रश्ञानी है; कारण मैं वेद्य हैँ, में श्रोषधि को जानता हूं, क्‍या उस 
झषधि को सेवन न कर ज्ञान मात्र से रोग दूर हो जायेगा ? श्रौषधि का 
ज्ञानमात्र रोग निवारण नहीं करता है, इसी प्रकार सम्परज्ञान के साथ 
सम्यक्‍्चारित्र भी आवश्यक है । 


शंक--सम्यग्ज्ञान की अभ्रपार महिमा हैँ, कोटि वर्ष तपस्या से जितनी 
कर्म निजेरा नहीं होती है, उतनी कर्म-निर्जरा ज्ञानी पुरुष क्षण मात्र में कर 
दिया करता है। प्रवचनसार में कुम्दकुन्द स्वामी ने कहा है-- 


जं अण्णाणी कम्मं, खवेदि भवसय सहस्सकोडीहिं । 
त॑ णाणी तिहि गुत्तो, खबेइ उस्सासमेत्तण ७२३७१ 


अ्रश्नी कोटि सहन भवों में जितनी कर्मों की तिर्जेरा करता है, 
उतती निर्जरा ज्ञानी त्रिगुप्ति द्वारा एक स्वास मात्र काल में कर जेता है । 
इसी गाथा को ध्यान में रखकर छुहढाला में यहू कथन किया गया है-- 


कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म भरे। 
ज्ञानी के छित मांहि, त्रिगुप्तितें सहज दरें ते ॥ 


समाधान -- कुन्दकुन्द स्वामी ने रयणसार में जो कहा है, उनकी 
प्रवजनसार की उक्ति से तनिक भी विरोध नहीं झ्राता । प्रवचनसार में ज्ञानी 
जीव के उच्छासमात्र में महान नि्जरा कही है, उस निजेरा का कारण 


( १६ ) 


त्रिगुध्ति भ्र्थात्‌ मनगुप्ति, वचतगुप्ति, कायगुप्ति रूप गृप्तित्रय कहा हैं । 
गष्ति का प्रन्तर्भाव चारित्र में किया है -- 
भाव अल मे 
बद-समिदि-गृत्तिर्॒व॑ ववहारणयादू जिणभणियं ॥४५॥ 

प्रश्भ से निवृत्ति तथा शुभ में प्रवत्ति को चारित्र जानो | जिनेन्द्र 
देव ने व्यवहारनय से ब्रत समिति गुप्ति रूप चारित्र कहा है। मोक्ष प्राप्ति 
में सम्यक्चारित्र की महत्वपूर्ण स्थिति है। संयोग केवली भगवान के श्रेष्ठ 
सम्यवत्व के साथ पर्ण ज्ञान मी पाया जाता है, फिर भी वे तेरहवें गण स्थान में 
मोक्ष नही प्राप्त कर पाते । सयोग्ग केवली का उत्क्ृष्ठ काल देशोन एक कोटि 
पूर्व है। उतने काल तक श्र ष्ठ सम्यक्त्व और पूर्ण ज्ञान समलंकृत होते हुए 
भी उन्हें सिद्ध पद नहीं मिलता | जब स्योगीजिन योग-नतिरोधकर श्रयोग 
केवली होते हैं, तब पूर्ण गृप्ति हो जाने से अयोगी जिनके दूर्ण सबर होता है, 
ओर पंचलघु प्रक्षर उच्चारण में जितना काल लगता है, उतने काल में वे 
मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्पर्द्शन तथा 
सम्यग्जान की पूर्णता हो जाने पर भी जब तक चारित्र की पूर्णता न होगी, 
तब तक मोक्ष नही होगा, क्योक्ति मोक्ष का कारण रत्नत्रय है। मोक्ष प्राप्ति 
में सम्यस्दर्शत, सम्परज्ञान तथा सम्यकचारित्र तीनों की एकता को कारण 
माना गया है । 

ज्ञान की दृष्टि से पूर्ण जिनवाणी जीव का कल्याण करती है। 
शास्त्राम्यास द्वारा सम्बश्ज्ञान प्राप्त होने के अनतन्तर चारित्र की परिपूर्णता 
आवश्यक है। भेद विज्ञान की प्राप्ति, चारों अनुयोगो के भ्रम्यास द्वारा 
अासज्न भव्य जीव को हो जाती है। द्रव्यानुयोग ही मोक्ष प्रदाता है, उसमें 
भी समयसार का अम्प्रास ही सर्वोपरि है, यहू एकान्त पक्ष सत्य से दूर हैं ॥ 

शास्त्रज्ञान द्वारा साध्य है वीतरागता। वीतरागता की उपलब्धि 
एकांतवादी चारित्र के बिना सोचता है। विचार करने पर ज्ञात होगा, कि 
चारित्र मोह का भेद राग है। चारित्र मोह का उपश्म या क्षय होने पर 
यथाख्यात चारित्र होता है। उस चारित्र को वीतराग शब्द द्वारा कहते हैं, 
जैसे सिह को मृगपति कहते हैं। शिह ग्रौर मृगपति परस्पर पर्यायवाची हैं, 


उनमें भेद नही हैं, इसी प्रकार बीतरागता और चारित्र की प्राप्ति एक श्रर्थ॑ 
के ज्ञापक हैं । 


( १७ ) 


एकांतवादी को थोड़ा विचारना चाहिए कि श्रध्यात्म शास्त्र पढ़से 
वाला जब मुनि दीक्षा लेगा, तब उसे निर्दोष मुनिचर्या का ज्ञान चरणानुयोग 
के श्रभ्यात बिना फंसे प्राप्त होगा ? संकट, उपसर्ग, परीषह विजय के समय 
प्रथमानुयोग में प्रतिपादित महान पुरुषार्थी मुनीन्द्रों का उज्ज्वल जीवन श्रात्मा 
को धैर्य प्रदाता होगा। करणानुयोग द्वारा वह सम्पूर्ण विश्व का स्वरूप 
समभेगा । तीन लोक की स्थिति का सम्यक्‌ रूप से परिज्ञान संस्थानविचय 
धर्म ध्यान का सहायक है । लोकानुप्रेक्षा में भी वह भ्रनुयोग उपयोगी रहता 
है । समाधिसरण काल में समाधिसरण पाठ में वरणित सुकुमाल, सुकौशल 
झ्ादि भुनियों कौ स्मृति परलोक प्रयाण करते समय भावों को निर्मल बनाने 
में श्रदूभूत सहायता देती है । 

कलकत्ते के समाज नेता स्व. बाबू जुगमंदरदास जी जैन ने एक बार 
हमें सुनाया था, कि वे क्रांतिवादी दल में थे। अंग्रेजों ने उनको पकड़कर 
झपारकष्ट देकर सर्वभेद प्रकट करने को मजबूर किया था, किन्तु वे उन 
यातनाझरं के समक्ष नहीं भुके थे। कोड़ों द्वारा बेरहमी से पिटाई होने पर 
जब वे घबरा जाते थे, तब शौचादि जाने का बहाना करने पर उन्हें कुछ 
मिनिटों का छुटकारा मिलता था। उन्होंने कहा था--हमारी माता जी 
को समाधिमरण पाठ झाता था। माता के पाठ को सुनकर मुझे भी वह 
पाठ याद हो गया था। में अपनी अ्रपार अ्रवर्णनीय पीड़ा के क्षणों में 
पढ़ता था -- 


धन्य धन्य सुकूमाल महामुनि, कैसे धीरज धारी। 
एक इ्यालनी जुग बच्चायुत, पांव भख्यों दुःखकारी ।। 
यह उपसर्स सह्यो धर थिरता आराधन चितधारी । 
तो तुम्हरे जिय कोंन दुःख है; मृत्यु महोत्सव भारी ॥३१॥ 
धन्य धन्य जु सुकौशल स्वामी व्याप्री ने तन खायो। 
तो भी श्री मुनि नेक डिगे नहि, आतम सों चितलायो ॥॥ 
यह उपसर्ग सह्यो घर थिरता, आराधन चितधारी । 
तो तुम्हरे जिय कौन दुःख है, मृत्यु महोत्सव भारी ॥३२॥ 
इस प्रकार समाधिमरण पाठ का स्मरण करने से मेरे महान घधैयें, 
स्फूर्ति तथा साहस का जागरण हो जाता था, इसके पश्चात्‌ तरह तरह की 





| अदा डे 2 हु ( छ॑४ ) । 
ऋरताएूण यातमायें मुक्के दी जाती थीं किन्तु मुझे कच्ट का आन नहीं 
होता था ।/ 
इस सत्य घटना के प्रकाश में विवेकी व्यक्ति के ध्यान में समस्त 
जिनागम का महत्व भ्रा जाना चाहिए । 


जब शीलवती स्त्री पर कोई प्रत्याचार करने को तत्पर होता है, तब 
वह चन्दना, सीता, प्रन्जता श्रादि की जीवनी स्मरण कर अपनी श्रात्मा को 
धैये प्रदान करती है। उससे उसका आ्रात्ममल जग जाता है। बीर पृरुषों 
श्रौर वीरांगनाओं की जीवनगाथा ने भारत को स्वतन्त्र बनाने में राष्ट्र सेवकों 
को अपार प्रेरणा, साहस तथा क्षमता प्रदान की थी। इसलिए सष्चरित्र 
आत्माशों के जीवन पर प्रकाश डालने वाले प्रथभानुयोग का महत्व वहीं 
भूलना चाहिए। चारों भ्रनुयोगों में वह प्रथम ही नहीं है; आत्मा को सत्पथ 
में प्रवृत्त कराने में भी वह प्रथम है, भ्रद्वितीय है । भ्रल्पज्ञानी तथा महाज्ञानी 
दोनों को हिंतका'री है । 

यथार्थ बात यह है कि स्थाद्वाद वाटिका में जितने सुमन हैं, सभी 
महान सौरम सम्पन्न तथा सौन्दयेयुक्त है। गुलाब या कमल पुष्प आ्रापको 
अच्छे लगते हैं। उन्हें श्राप शौक से पसन्द कीजिये, किन्तु चम्पा, मालती, 
मन्दार पारिजात श्रादि सुपन राशि का तिरस्कार न कीजिए । 


एकान्तवादी वर्ग यदि सचमुच में कुन्दकन्द स्वामी की शिक्षा को 
महत्वपु्ण मानता है, तो उसका कत्तंव्य है, कि उनके इस कथन के रहस्य पर. 
दृष्टि दे। उन्होंने समयसार के मोक्षाघिकार में मोक्ष का क्‍या हेतु है यह 
बात इस गाथा में स्पष्ट की है-- 


बंधाणं च सहावं॑ वियाणित्रों अ्रप्पणो सहाव॑ च॑। 
बंधेसु जो विरज्जदि, सो कम्मविमोक्खणं कूणई ॥२९३॥ 


जो प्रात्मा के स्वभाव प्लौर बन्ध के स्वरूप को समफककर बन्ध 
से दूर होता है, वह सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करता है। प्ात्मस्वरूप 
का परिज्ञान द्रव्यान॒ुयोग के भश्रस्यास द्वारा होगा। कर्मबन्ध का यथार्थ 
स्वरूप समझने के लिये गोम्मटसार कर्मकाण्ड, तत्वार्थसुत्र, पद्खोंडा 
गम, कषाय पाहुड श्रादि करणानुयोग के श्षास्‍्त्रों का परिज्ञान उपयोगी होगा। 


( (१६ ) 


अंन्ध के कारणों पे विरक्ति हेतु पद्मयुराण आदि रूप प्रथमानुबोग तथा 
सागारघर्मामृत, .मूजांचार आदि रूप चरणानुयोंगशा तर, लामंप्रद होंगे। प्रथमा- 
जुयोग के अभ्यास द्वारा झासन्न भव्य जीव वैराग्य भाव भूषित होगा.। चरणा 
नुयोग से भ्राचरण विषयक मार्ग, झवगत कर मुमुक्ष रत्लत्रय की समीचीन भारा- 
अना करता हुआ अभेद रत्लत्रय के द्वारा सिद्ध परमात्मा बन सकेगा । इस 
गाथा से इस बात का सकेत प्राप्त होता है, कि समस्त जिनागम हितकारी है । 
यथार्थ में वह “निजधर्म' की कहानी है। विवेकी.व्यक्ति का कत्तेब्य'है:'कि 
दुराग्रह का परित्याग कर सत्यपक्ष को शिरोक्षा्य करे। चारों भनुग्रोगों का 
आनन्द प्राप्त कर जीवन को सफल तथा स्वच्छ बनाने के लिए घामिक 
व्यक्तियों कौ प्रयत्नरत रहना चाहिए | मोहज्वर दूर करने की क्षमता चारों 
अनुयोगों में हैं । 
पंचास्तिकाय, जिसे कुन्दकुन्द स्वामी 'प्वयणसार' जिनागम का सार 
कहते हैं, के मंगलपद्य में आचाये महाराज ने महाश्रमण महावीर के-मुख से 
उत्पन्न ढादशीगवाणी को प्रणाम किया है, तथा उसे चारों ग्रति में परिभ्रमण 
का लिवारक और तिर्बाणदाता कहा है | ग्राथा इस प्रकार है-- 


समण मुहुग्गदमटुं, चदुग्गदि-णिवारणं सणिव्वाणं । 
एसो पणमिय सिरसा समयमियं सुणह बोच्छामि ॥। २ ॥। 
विषयासक्त व्यक्ति.सदादार को प्रेरणा देते वाली सामग्री न पढ़कर 


प्रध्यात्माभासी बनकर अकल्याण पथ का पथिक बनता है । सच्चा मुमुश्न 
सम्पूर्ण जिनागम के भम्यास द्वारा अपनी आत्मा को समन्‍्मार्ग में लगता है। 


दौलतराम जी ने कहा है-- 


जिनवाणी सुधासम जानके नित पीजो घीधारी । 


निमित्तकारण का महत्व 


[ जिनागम में उपादान तथा निमित्तकारण द्वारा कार्य की 
उत्पत्ति मानी गई है, किन्तु कानजी पन्‍थ निम्ित्तकारण को निस्सार 
तथा महत्व शून्य मानता है। यह मान्यता कुन्दकुन्द स्वामी की 
देशना के विपरीत है। कुन्दकुन्द स्वामी ने निमित्त कारण तथा 
उपादान कारण को काय सांधक स्वीकार किया है। कांजी मत में 
निमित्तका रण का निषेध विशेष रहस्यमय है। वस्त्र धारण करना 
या न करना यह बात मोक्ष मार्ग से सम्बन्ध नहीं रखती, ऐसी 
उनकी अंतरंग धारणा है। अपनी ब्वेताम्बर मान्यता का पोषण 
करना निमित्तकारण के निषेध का यथार्थ रहस्य प्रतीत होता है । 
कुन्दक्न्द स्वामी की दृष्टि इस लेख में स्पष्ट की गई है। ] 

भगवान स्वेज्ञ वीवराग की धर्मदेशना का प्राण उसकी स्थाह्राद-दृष्टि 
है। एकान्त पक्ष को पकड़ने वाला व्यक्ति जैनधर्म के पावन रहस्य को नहीं 
जान पाता । निमित्त और उपादान कारण युगल के द्वारा कार्य होता है; 
यह विषव के भनुभव गोचर बात है; आ्ागम भी इसका समर्थन करता है। 
गुणभद्ग स्वामी मे उत्तरपुराण में लिखा है, 
“कारणद्वय सानिध्यात्‌ सर्व कार्य समुद्भवः ॥ ५४३, सर्ग ७३ ॥ 

बाह्य भ्रन्तरंग भ्रथवा निमित्त और उपादान कारण से समस्त कार्यों 
की उत्पत्ति होती है। भावी तीर्थंकर समन्‍्तभद्र स्वामी ने भगवान वासुपुज्य 
के स्तवन में कहा है, कि बाह्य और पन्तरंग कारणों की सम्पूर्णता कार्यों की 
उत्पत्ति में आवश्यक है, क्योंकि ऐसा पदार्थ का स्वभाव है -- 
बाह्ये तरोपाधि समग्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभाव: ॥ ६० ॥ 

( स्वयंभू स्तोत्र ) 

इस सत्य को विस्मरण कर कुछ लोग यह कह दिया करते हैं; कि 
केवल निर्मित कारण की उपस्थिति रहती है। वह श्रकिंचित्कर हैं । 
कार्योत्पत्ति में विमित्त माना जाने वाला कुम्हार यदि केवल मौजूदगी के 
कारण निमित्तकारण माना जाता है, तो उस समय वहाँ उपस्थित प्रमेक 


( २१ ) 


वस्तुओं को भी निर्मित्तकारण ह्वीकार करना होगा | मृत्तिका के समीप धम- 
द्रव्य, भ्रधर्मद्रव्य, भश्राकाशद्रब्य, कालद्रव्य, सूक्ष्म अनंतानंत जगत में व्याप्त 
जीव राशि तथा श्रन्य पदार्थ भी मौजूदगी के कारण निमित्तकारण कहे जावेंगे,, 
किन्तु ऐसा नहीं माना जाता | भ्रत: उपरोक्त घारणा प्रयथारथ तथा मिथ्या है। 

कुन्दकुन्द स्वामी ने नियमसार में कहा है-- 
णियभावणा णिमित्तं मए कदं णियमसारणाम सुदं ६ 
बुद्धा जिणोवदेसं पुव्वावर-दोस-णिम्मुक्कं ।॥१८७।। 

मेने पूर्वापर दोषमुक्त जिनोपदेश का परिज्ञानकर निजभावना में 
निमित्तकारण रूप नियमसार ग्रन्थ बनाया है । 

इस' गाथा से स्पष्ट होता है, कि पुद्गल श्रक्षरात्मक ग्रन्थ की रचता 
चैतन्य ज्योति युक्त कुन्दकुन्द स्वामी ने की है। यह्‌ रचना क्‍यों की गई है, 
इसका कारण कया है ? 'णिय भावणा णिमित्त” यह रचना निज की भावना 
में निमित्त कारण है, सहायक है । 


उन्होंने दर्शन पाहुड मे कहा हैं-- 


चउसटद्ठिचमर सहियो, चउत्तीसहि श्रइसएहिं संजुत्तो । 
प्रणवर बहु सत्तहिश्ो कम्मक्खय-कारण-णिमित्तो ॥२९॥। 


अ'रहंत भगवात चौसठ चमरों से शोभायभान, चौतीस अ्रतिथियों से 
श्रलंकृत हैं | वे निरन्तर बहुत जीवों का हित करते हैं तथा वे कर्मेक्षय 
रूप कार्य के लिए निमित्त कारण हैं । 


यहाँ उस एकांतवादी मान्यता का निराकरण होता है, कि कोई किसी 
का उपकार नहीं करता है, कारण अरहत भगवान द्वारा बहुत प्राणियों का 
कल्याण होता है तथा वे श्रौर उनकी वाणी भव्यों के कर्मक्षय में निमित्तकारण 
हैं। यदि अरहंत भगवान की वाणी द्वारा तत्व का स्वरूप न बताया गया 
होता तो संसार में व्याप्त मिथ्यात्व का अ्ंघकार कंसे दूर होता ? उपरोक्त 
गाथा द्वारा अनेकांत पक्ष का समर्थन हुआ है । 


जिनेहवर की वाणी सम्यक्त्व की प्राप्ति में निमित्त भर्थात्‌ सहकारी 
कारण हैँ । यह बात नियमसार में इस प्रकार कही गई है -- 


( १९. ) 


सम्मत्तस्स णिमित्तं जिणसुत्तं तस्स जाणया पुरिसा। 
अ्ंतरहेयों भणिदा दंसण मोहस्स खय-पहुदी ॥ ५३ ४ 


जिनसुत्र भ्र्थात्‌ जिनवाणी तथा उसके ज्ञाता सत्पुरुष सम्यकत्व की 
उत्पत्ति में निमित्त कारण हैं भर्थात्‌ सहायक हैं। भ्रन्तरंग कारण दर्शनमोह 
का क्षय, उपक्षम भ्रादि हैं । 


यहाँ यह बात ध्यान में रहनी चाहिए, कि शास्त्र, ज्ञान तथा सम्यक्त्व 
का, सहकारी कारण है। श्रंतरंग सामग्री होने पर सहायक कारण कार्य 
सम्पादक होता हैँ । केवल निर्मित्तकारण कार्य जनक नहीं होंगा। सूक्ति है-- 


यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शात्र तस्य करोति किम्‌ । 
लोचनामभ्यां व्हीनस्थ दर्षणः कि करिष्यति ॥ 


जिसके स्वयं बुद्धि न हो उसके लिए शास्त्र क्‍या करेगा ? नेत्रहीन व्यक्ति के 
लिए दपंण से क्‍या लाभ होगा ? 


इस कथन से यह बात अवगत करनी चाहिए, कि जिस तरह अ्रकेला 
उपादान कारण कार्य की उत्पत्ति में श्रसमर्थ है, उसी प्रकार भ्रकेला निमित्त- 
कारण भी कारें को उत्पन्न नहीं करता । दोनों कारणों के होने पर ही कार्य: 
होता है । 


शास्त्र ग्रचेतन द्रव्य होते हुए भी जीब रूप संचेतन का महान उपकार 
करता है। प्रवचनसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है कि श्राममहीन मुनि 
प्रात्मा को नहीं जानता हैं । | 


आागम हीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि। 
अंविजाणंतो :अरट्टें खवेदि कम्माणि किध भिक्‍्खू ॥२३३॥। 


श्रागम रहित श्रमण स्व तथा पर का यथार्थ ज्ञान नहीं करता हैं | 
पदार्थ को जाने बिना मुनि किस प्रकार कर्मों का नाश करेगा ? 


झाचाय॑ कहते हैँ कि जिस प्रकार मुनि के बाह्य नेत्र हैं, इस प्रकार 
शास्त्र भी साधु के नेत्र हैं । 


( २३ ) 


आागम चवक्‍्ख्‌ साह इंदियचनखूणि सव्वभूदाणि । 
देंवाय श्रोहिचक्खू' सिंद्धा पुण सव्वादों चक्‍्खू ॥२३४॥ 
साधु के नेत्र झ्रागम हैं। सम्पूर्ण जीवों के नेत्र चक्षु इन्द्रिय हैं। 
देवताधों की चक्षु अ्रवधिज्ञान है। सिद्ध भगवान सर्वांगीण चक्षु युक्त हैं। 
अर्थात्‌ उनके सम्पूर्ण आत्म प्रदेशों द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान होता है । 
कोई कोई शास्त्र के भ्रभ्यास को परावलम्बन समझ मोक मांग में 
उसको व्यर्थ कह बैठते हैं । उन्हें प्रवच्चनस।र की इस गाथा से श्रपनी' विपरीत 
कल्पना का संशोधन करना चाहिए । 


जिण सत्थादो अटू पच्चकखादीहि बुज्कदों णियमा । 
खीयदि मोहोवचओ तम्हा सत्थं समंघिदव्बं ॥८६॥ 


प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से शास्त्र के द्वारा पदार्थ का परिज्ञान करने से 
मोह का क्षय होता है, इसलिए शास्त्र का परिज्ञान करना चाहिये । 


विधिन्नबात : एकान्तवादी छात्र का भ्रम्यास करते हैं, प्रचार करते हैं, शिविर 
लगाते हैं, फिर भी जिनवाणी को पर स्त्री के समान हेय कहते हैं । परमागम 
में श्रागम ज्ञान को अंतरंग तप में गभित किया गया है। शआचाय॑ परमेष्ठी 
होने के कारण कुन्दकुन्द स्वामी स्वाध्याय रूप झन्तरंग तप से विभूषित थे । 
वाचना रूप स्वाध्याय, बिना शास्त्र के कैसे सम्भव होगा ? इसलिये शास्त्र 
को भ्रात्मश्ञान के लिए सहकारी ( निमित्त ) कारण मानना सच्चे कुन्दकुन्द 
भक्त का कतंब्य है । 


भावो कम्मणिमित्तं कम्म॑ं पुण भावकारणं हवदि ॥६०॥ 
निमित्तकारण के विषय में पंचास्तिकाय में यह गाथा आई है-- 
भाव कर्म में निर्मित्तकारण है श्ौर कर्म भाव में निमित्त कारण 

है। इस प्रकार द्रव्यकर्म भावकर्म में भ्ौर भावकर्म द्रव्यकम में निमित्तकारण है। 
यदि निमित्तकारण भ्रकार्यकारी होता तो दिगम्बर मुद्रा को स्वीकार 

करना मुत्ति के लिए श्रावध्यक न कहा जाता। सुत्र पाहुड में कहा है--- 


णवि सिज्मई वत्थरों जिणसासणे जइंबि होइ तित्थयरो । 
णग्मीवि मोक्‍्खमर्गो सेसा उम्सस्गथा सब्बे ॥ २३ ४ 


(3६. ') 


जैतधम में कहा है कि वस्त्रधारण करते वाले तोथकर भगवान को 
भी मोक्ष नहीं मिलता । मोक्ष का मार्ग दिगम्बर॒पना है। इसके सिवाय श्रन्य 
मार्ग मिथ्या मार्ग रूप हैं । 


बाह्य पदार्थ भावों की मलिनता अथवा निर्मलता में निमित्तकारण 
होते हैं । यदि बाह्य पदार्थ स्वंथा अ्रकार्यकारी होते, तो तीर्थंकर भगवान 
अपने राजमहल में रहते हुए ही श्रात्मचितन द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेते । 
उस स्थिति मे दीक्षा कल्याणक का अ्रभाव होने से चार ही कल्याणक भगवान 
के होते। 


चारित्र पाहुड में कुन्दकन्दाचार्य ने ब्रह्म चर्य ब्रत की भावनाओं में 
“नहिलालोयण''”  “महिलाशों के मनोहर अंगों को रागभाव पूर्वक देखना 
दृषण बताया है। इससे बाहरी सामग्री का अन्तरंग पर प्रभाव स्पष्ट 
होता हे । 


जीव और पुएगल के गमन में निम्मितकारण धर्मद्रव्य, ठहरने में 
ग्रधर्मद्रव्य को निमिच्रकारण माना है। यदि निर्मित्तलारण केवल उपस्थित्त 
रहता है श्लौर कुछ नही करता तो धर्मद्रव्य श्र श्रधर्मद्रव्य के साथ झ्राकाश 
ओर कालद्रव्य भी उपस्थित रहते हैं, तब पअ्रधमंद्रव्य को या श्राकाश अथवा 
काल को गमन में सहकारी कारण नही मानने में कौनसी युक्ति दी जायेगी ? 


पट्खडागम के जीवट्ट/[ण चूलिका प्रकरण में प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति 
प्ररूपणा के सूत्र भे कहा हैं -- 


“तीहि कारणेहि पढमसम्मत्त-मुप्पादेति, केई जइर्सरा, 
केई सोऊण केई जिणबिम्बं दट्टूण” ॥ २९ ॥। 


तीन कारणों से प्रथम सम्पक्त्य मनुष्यगत्ति में प्राप्त होता है । कोई 
जातिस्मरण से, कोई शास्त्रों को सुनकर, या उपदेश को सुनकर, कोई जिन- 
बिम्त्र का दर्शन कर सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। इस आग्रमवाणी में सम्यक्त्व 
के लिये जिन प्रतिमा का दर्शन भी सहकारी कारण बताया गया है । 


कुन्दकुन्द स्वामी की समस्त रचनाओं का सुक्ष्मता से परिशीलन करने 
पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होने निभित्त और उपादान दोनों कारणों 


( २५ ) 


को उपयोगी झ्लौर महत्वपूर्ण माना है| प्रवचनसार में उन्होंने सम्पर्ण दुःखों 
के विनाशार्थ मुनिदीक्षा लेने का कथन किया है | दिगम्बरपता पिच्छीधारण 
करना, केझलोंच करना झ्रादि बाह्य क्रियाओ्ों का मुनि के प्रट्टाईस मूलगुणों 
में उल्लेख किया गया है। ( गाथा २०८ ) 


सार-- अनेकांतमय जिनशासन में विवक्षावश किसी बात को गौण 
झौर कभी किसी को मुख्यरूपता प्रदान की जाती है। कभी निर्मित्तकारण 
की मुख्यता से, कभी उपादान की मुख्यता से कथन किया जाता है। जब 
अनेकांत पक्ष को त्यागकर एकांत्तदृष्टि को श्रपनाया जाता है; तब जीव सच्चे 
मार्ग से दूर होकर मिथ्यात्वी बन जाता है। निमित्तकारण का उवबित मूल्य 
अस्वीकार करने वाला सम्यक्त्व पथ से दूर हो जाता है । 


शंक[--कानजी स्वामी की जो व्यवहारनय विदुद्ध मान्यतायें हैं के 
उनके छद्मस्थ श्रर्थात्‌ ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रसुत हैं। भूले किससे नही 
होती ? कानजी स्वामी की प्रात्मा मे सिथ्यात्व का लेश भी नही है। ज्ञान 
की कमी होने से उनके सम्यग्दशन को वाघा नहीं आती ॥ वे महान हैं। 


समाधान -ज्ञानावरण के उदय वश जो भूले होती हैं, वे दूसरे प्रकार 
की होती हैं; वे श्राग् की आ्राज्ञा के मुल का उच्छेद नहीं करतीं। सम्य- 
खुष्टि सर्वज्ञ प्रणित, गणवर रखित तथा उनकी परपरा के श्रविरुद्ध निरूपण 
करने वाली आाज्ञाप्रों को पूर्ण रूप से शिरोधाये करता है। कानजी पंथ में 
आ्रागम की आज्ञा का कोई सूल्य नहीं है। गोम्मठसार जीवकाण्ड में लिखा 
हे, कि सम्यददृष्टि कभ। कभी शअज्ञान से आगम के विरुद्ध भी गुरु के 
मिथ्या उपदेश वश विपरीत श्रद्धात करता हे। इससे उसके सम्यक्त्व को 
बाघा नही पहुँचती; किन्तु झ्रागम के वाक्यों को दिखाए जाने पर भी पुरानी 
बात तथा अ्रान्त धारणा को जब वह सुधा रने को तैयार नहीं होता, तब वह 
उसी समय मिथ्यात्वी हो जाता है। पश्रागम की महत्वपूर्ण सामग्री देखकर 
भी कानजी बाबा उसके अनुसार सुधार तथा सशोधन को तैयार नहीं होते; 
तब उनकी मिथ्या धारणा छद्मस्थ होने बदले में दर्शत मोहनीय कर्मोदय 
जन्य हो जाती है। ऐसी झ्ञागम विरुद्ध घारणा वाले को जो भी व्यक्ति 
समर्थन प्रदान करता है, वह सर्वज्ञ प्रणीत शासन,की न्‍्यायपूर्ण देशना में 


( २६ ) 


सम्यक्तव हीन माना जायभा। गोस्मद्सार की ये दो गायाएँ गहराई से 
मंनन योग्य हैं-- 
सम्माइट्री जीवों उबहद्ठं पवयर्ण तु सहृहदि | 
सहृहदि श्रप्तन्भाव॑ श्रजाणमाणों गुरुणियोगा ॥ २७ ॥! 

सम्यर्दृष्टि उपदिष्ट प्रवचन (जितागम)पर श्रद्धान करता है। गुरु के 
नियोगवश भ्रज्ञान के कारण वह अस-उ्भाव-अयथार्थ बात पर भी श्रद्धान कर 
बैठता है । 
सुत्तादी त॑ं सम्म॑ दरसिज्जंतं जदा ण सहृहृदि । 
सो चेव हवइ मिच्छाइट्टी तदा पहुदि ॥ ए८ ॥ 

सूत्र प्र्थात्‌ गणधरवचन प्रथवा उसके परंपरा से श्रवधारण करने 
वाले महान झुनीच्द्रों के वबनों को दिखाने पर भी जो व्यक्ति उनकी श्रद्धा 
नहीं करता, वह उसी समय से मिथ्यादृष्टि हो जाता है। 

जिन सूत्र के दर्शन के पूर्व जो मिथ्या श्रद्धा थी वह छद्मस्थ होने के 
कारण थी, किन्तु भ्रागम को देखने पर भी दुराग्रहवश जो व्यक्ति अपने मत- 
संशोधन को तत्पर वही होता है, वह प्रागम में उसी क्षण से मिथ्यात्वी माना 
जाता है। कानजी स्वामी अन्य ग्राचार्यों की बात तो दूसरी है कुन्दकुन्द 
स्वामी की । स्थाह्वाद दृष्टि को मान्यता न देकर एकान्तपक्ष का पोषण करते 
हैं । इससे उनका मिथ्यात्वी होना स्पष्ट होता है । 

उदाहरणायं --कुन्दकुन्द स्वामी ने दर्शनपाहुड मे कहा है, “'अ्रसंजद॑ं 
ण वदे” अ्रसंयमी की वन्दता नहीं करनी चाहिये। इस आज्ञा को न मानते 
हुए कानजी बाबा भ्रसंयमी होते हुए पैर पुजबाते हैं और पैरों की छाप वस्त्र 
पर लोगो की निरल्तर पूजा हेतु देते हैं। वे संगमी को देखकर प्रणाम नहीं करते । 

कुन्दकुन्द स्वामो की स्याह्वाद दृष्टि कहतो है “सम्मत्तस्स णिमित्तं 
जिणसुत्त” ( तियमसार ५३ ) सम्यकक्‍त्व के लिए जिन भ्रागम निभित्त कारण 
है । भपने नियमसार के भ्रन्त में वे कहते हैं। 
णियभावणा णिभित्तं मए कद णियमसार णाम सुदं ॥१८७॥॥ 

मैंने यह नियमसार शास्त्र बनाया है। यह निज-आ्रात्मा की भावना 
में निभित्त कारण हैं। यहाँ निमित्त कारण को आझागम मान्यता देता है । 
कानजी उसे आगम विरुद्ध प्रलाप कहते हैं। इस स्वाहाद चक्र में 


( २७ ) 


परमागम के उस अनेक प्रमानों को लिखा गया है, जिनको 
एकान्तवादी कानजी बाबा नहीं मानते हैं तथा उन भ्रार्ष बचनों पर श्रद्धा 
करते वालों को वे सिश्यादुष््टि कहने का दुस्साहस करते हैं। ऐसी स्थिति में 
शंकाकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये, कि कानजी पंथी मान्य- 
ताएँ छम्मस्थपने के कारण न होकर मिथ्यात्व के उदय जनित हैं । उस मिथ्या 
पंथ को सम्यक्त्व से संबंधित मानने वाला समर्थक भी भिथ्यात्वी हो जाता 
है । विचा रशील व्यक्तियों को मिथ्यात्वी तथा उसके पोषक वर्ग की चंक्कर« 
पूर्ण बातों से बचना चाहिए। यह मिथ्यांत्व जीव को निगौद के गर्त में पटक 
देता है। अमुतचरद्र सूरि का मार्गदर्शन समन्वय दृष्टि को जागृत करता है-- 


एकेनाकर्ष यन्‍्ती इलथयन्ती वस्त-तत्त्व मितरेण । 
अंतेन जयति जैनी नीतिमंथान नेंत्रमिव गोपी ॥ २२५ ॥ 

जैसे ग्वालिन दधि मंथन करते समय हाथ से एक ओर से रस्सी को 
खींचती है तथा दूसरी भ्रोर के छोर को शिथिल करती है झ्ौर इस प्रकिया 
से वह नवनीत प्राप्त करती है; इसी प्रकार जैन शासन में एक दृष्टि मुख्य 
की जाती है, तव दूसरी दृष्टि गौण' हो जाती है। इससे दोनों दृष्टियों का 
महत्व स्पष्ट होता है । 

यदि निम्मित्तकारण सर्वथा व्यर्थ हो, और कार्य की उत्पत्ति में उसका 
कोई उपयोग नहीं है, तो उसे निमित्तकारण क्‍यों कहा जाता है ? दिगम्बर 
जैन झ्रागम वस्त्रादि त्याग रूप निमित्त को महत्व प्रदान कर प्रन्तरंग योग्यताः 
को प्रगट करने में सहायक मानता है! 


एकान्‍्तवादी वर्ग का भ्रच्तरंग भाव दिगम्बर घर्मं के विपरीत मान्यता 
का पोषण करना है, इससे वह सदा भाव की ही चर्चा करता है और निमित्त 
को महत्वहीन मानता है; यथार्थ में श्री कानजी का झांतरिक लगाव अपने पूर्व 
पन्‍्थ की झोर है । दिगम्वबर पन्थ में झाने से प्रतिष्ठा मिली है। प्रतीत होता है कि 
उस व्यामोहवक्य वे कुशल राजनीतिज्ञ की तरह अश्रन्तरंग में अपने पूर्व पन्‍्थ 
और बहिरंग में नवीन पन्‍्थ के प्रति अपना ममत्व प्रदर्शित करते हैं। विवेकी 
भआाइयो को अधिक गहराई से सोचकर बिशुद्ध दिगम्बर जैन संस्कृति को मलिन 
नहीं होने देना चाहिये । एकांतपक्ष ठीक चह्दी है । 


ल्ल्ल्ः श्ि बज 
् 
हर 


भाव पर एक दृष्टि 


[ कानजी पर्थी इस काल में गृहस्थों के शुद्धभाव को मानते 
हैं । यद्यपि कुन्दकुन्द स्वामी की देशना इस मान्यता के विरुद्ध है । 
शुक्ल ध्यान रूप शुद्ध भाव का पंचमकाल में प्रभाव बताते हुए वे 
धर्मध्यान रूप शुभ भाव का सद्भाव बताते हैं और कहते हैं कि 
धर्म ध्यात रूप शुभभाव का आश्रय लेकर मुनिराज शीघ्र ही योग्य 
सामग्री मिलने पर शुक्ल ध्यान रूप शुद्धभाव के द्वारा तीसरे भव 
में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पंचमकाल में श्रमण और श्रावक 
दोनों का भ्राश्नय शुभभाव ही है । उन्होंने घर्म ध्यान रूप शुभभाव 
को धर्म कहा है। कानजी पन्धी प्रचार कुन्बकुन्द स्वामी की 
देशना का विक्ोत रूप परिणमन है। यह बात इस लेख में स्पष्ट 


की गई है। ] 


जैन आगम में भावो की विशुद्धता को महत्वपूर्ण माना है। श्राचरण 
मलिन न होते हुए भी मलिन भावों के कारण जीव दुगगेति का पात्र होता 
है । भाव पाहुउ में कुन्दछुल्द स्वामी ने कहा है, --/भाव रहियो ण सिज्कइ” 
॥४॥ भाव रहित व्यक्ति मुक्ति को नहीं प्राप्त करता है। भावों के विषय 
में यह बात ज्ञातव्य है कि प्रार्तध्यान, रौद्रध्यान रूप मल्ित भावों से यह 
जीव संसार में परिभ्रमण करता है। धर्मध्यान भर शुक्ल ध्यान रूप दो 
भाव मोक्ष के कारण कहे गए हैं। “परे मोक्ष हेतु” ( तत्त्वार्थ सूत्र श्रष्याय 
६, सूत्र २९ ) धर्मध्यात मोक्ष का परपरा कारण है, शुक्लध्यान उसका 
साक्षात्‌ हेतु माना गया है। भाव पाहुड में कहा “-- 


भाव॑ तिविह पयार॑ सुहासुहं सुद्धमेव णायव्बं । 
असुह च अरट्ट रउद सुह धसम्मं जिण वरिदेहि ॥ ७६ ॥ 


६. रेत 


( २६ ) 


शुभ, पअ्रशुभ तथा छुद्ध रूप भाव के तीन भेद हैं। आर्तध्यान, - 
रौद्रध्यान ये दोनों भ्रदुभ भाव हैं। धर्मष्यान शुभ भाव है) ऐसा जिनेन्द्रदेव 
ने कहा है | शुद्ध भाव शुक्लध्यान है, यह स्वयं स्पष्ट होता है । 
मायहि धम्मं सुक्क अट्ट रउद च काण मुत्तूण । 
रुहट्ट फकाइयाईं इमेण जीवेण चिरकालं ॥|१२१॥ (भावपाहुड) 

श्रार्तघ्यान तथा रीद्रध्यान को त्यागकर धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान 
को अ्ंगीकार करो । इस जीव ने चिरकाल से ग्रातंष्यान और रौद्रध्यान का 
आश्रय लिया है । 

इस कलिकाल में शुक्लध्यान रूप शुद्धभाव का श्रभाव होने के बारे 
में आचार्य कहते हैं । 


भरहे दुस्समकाले धम्मज्कमाणं हवेइ साहुस्स । 
त॑ ग्रप्पसहावठिदे णहु मण्णइ सो वि अण्णाणी ।।७९॥ (मोक्ष पाहुड ) 


इस भरत क्षेत्र में दु:षबमकाल में प्रात्मस्वरूप में स्थित मुनि के धर्म- 
ध्यान होता हैं, इस बात को जो भ्रस्वीकार करता है, वह श्रज्ञानी है । 


धर्मध्यान शुभोषयोग है । वह प्रशस्तराग रूप है। इस पंचमकाल में 
उसका प्राश्रय लेने से क्या फल प्राप्त होता है ? क्‍या धर्मष्यान रूप शुभभाव 
के कारण जीव संसार में सदा परिभ्रमण ही करेगा ? ऐसे प्रश्नों के समाधान 
में कुन्दकुन्द स्वामी मोक्ष पाहुड में कहते हैं-- 


अज्जवि तिरयण सुद्धा भ्रप्पा भाएवि लहइ इंदत्तं । 
लोयंतिय देवत्तं तत्थ चुआ णिव्युदि जंति ॥ ७७ ॥ 


वर्तेमानकाल में रत्तत्रय से विशुद्ध मुनिराज आत्मा का ध्यान 
करते हुए इन्द्रपर अथवा लौकांतिक देवपने को प्राप्त करते हैं । स्वर्ग में 
सुख भोगने के उपरान्त वे वहाँ से चलकर प्रागे मनुष्य पर्याय प्राप्त कर 
रत्नत्रय की झाराधना द्वारा मोक्ष जाते हैं। 


एकांतबादी शुभोपयोग को सवंथा हैय मानकर उसको मोक्ष प्राप्ति में 
बाधक मारते हैं । उसे वे एकांत रूप में विकारी भाव तथा प्रधर्म रूप मानकर 


( ३० ) 


आम , विपधित. निरूपण करते हैं। कुन्दकुन्द स्वामी ने प्रंबंचनसार में 

“अरित्त खलु धम्मो” (गाया ७) चारित्र रूप आत्म परिणति को धर्म कहते 

द्भुए धर्म ध्यान परिणत छुभोपयोगी श्रात्मा में धर्म परिणतपना माना है । 
यह गाथा मनन थोगप है-- 


धम्मेण परिणदप्पा श्रप्पा जदि सुद्ध संपयोग जुदी । 
पावदि णिव्वाणं सुहं सुहोव जुत्तो यसर्ग-सुहं ॥११॥ 

घमें परिणत आत्मा जब शुद्धोपयोग रूप परिणति को, प्राप्त करती 
“हैं, तब आत्मा शुक्लध्यान रूप शुद्धोपयोग के प्रसाद से निर्वाण के सुख को 
पाती है | धर्म परिणत श्रात्मा जब धर्मध्यान रूप शुभोपयोग युक्त होती है, 
तब वह स्वर्ग सुख को प्राप्त करती है। श्रतः आचार्य कुन्दकुन्द के कथना- 
नुसार धर्मध्यान रूप छुभोपयोगी आत्मा में भी धर्म का सद्भाव स्व्रीकार 
करना स्याद्वाद'दुष्टि के प्रकाश में पुर्णंतया उचित तथा संगत है, कारण वह 
भी धर्म परिणत प्रात्मा है । 


घमंध्यान रूप शुधभाव से बंध होता है, यह सत्य है, किन्तु यहू भी 
ज्ञातव्य है कि प्रात्मा में उत्पन्न विशुद्धता के फलस्वरूप पापकर्म की महान 
निर्जरा भी होती है! । मिथ्यात्व आदि के निमित्त से बंधने वाली प्रकृतियों का 
संवर भी होता है ॥ इस प्रकार संवबर और निज्जरा तत्व जो मोक्ष के कारण 
हैं धमंध्यान द्वारा प्राप्त होते हैं । 

प्रविरत सम्यक्त्वी के संवर श्रौर निजंरा होती; हैं, उससे अधिक 
निजेरा देश संयमी, सकल संयमी के होती है । धर्मध्यान चौथे गुण-स्थान 
से सातवें गुणस्थान पर्यन्‍्त माना गया है, उन गुणल्थानों में निर्जेरा तथा 
संबर कहें गए हैं । एकांतवादी वर्ग बंध को ही देखता है कितु नि्जरा 
श्रादि की और भी दृष्टि देना न्‍्यायोतित है । 

चारित्र पाहु.ड में कुन्दकुन्द स्वामी ने लिखा है-- 
संखिज्जम संखिज्जगुणं, च सासारि-मेशमित्ताणं ! 
सम्मत्तमणुचरंता, करंति दुक्खक्खयं धीरा ॥१९॥ 

योगीदवर सम्प्रक्व पालन करते हुए पूर्व में प्राप्त संख्यत गुणी 
'निर्जरा की श्रपेक्षा चारित्र को पालन करते हुए अ्रसंख्यात गुणी निर्जरा 


( ११ ) 


करते हैं तथा सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने पर मोक्ष को प्राप्त करते हैं । 
सामान्य क्षत रहित सम्यक्त्वी .की पश्पेक्षा चारित्र युक्त संयमी व्यक्ति की 
निर्जरा में सरसों का दाना भौर सुमेरू पवेत के समान महान अंतर है। 

एकांतवादी भावों की निर्मलता की ही चर्चा करते हुए बाहरी 
त्याग तथा ब्रताचरण को तनिक भी महत्व नहीं देता चाहते; किन्तु इस विषय 
में कुन्दकुन्द स्वामी भाव औोर द्रव्य का समन्वय मुक्ति के लिए झ्रावदयक 
मानते हैं । उन्होंने भावप्रामृत में लिखा है--- 


कम्मपयडीण णियरं, णासइ भावेण दब्वेण ॥५४।॥ 


. कर्म प्रकृति का समुदाय भाव तथा द्रव्य द्वोनो के द्वारा क्षय को 
अ्राष्त होता है । 


एकांतवादी भोगासक्त व्यक्ति बाह्य सदाचार से विभुख होकर कोरी 
भावों की निर्मलता के बायुंयान में विहार की बाते बनाते-हैं। भाव शुद्धि 
का क्यो रहस्य है, यह कुन्दकुन्द स्वामी ने नियमसार में इस प्रकार बताया है। 


मदमाण-माय-लोह-विवज्जियो भावों दु भाव सुद्धित्ति । 
परिकहिय॑ भव्वाणं, लोयालोयप्पदरसीहि ॥११२॥ 


लोक तथा झलोक का परिज्ञात करते वाले जिनेन्द्र भगवान ने भवज्या- 
त्माओ्रो के लिए प्रभिमान, मद, माया, लोम से रहित परिणाम को भाव शुद्धि 
कहा है। एकांतवादी माया, अभिमान, लोभ आदि कषायों का बिना त्याग किये 
भाव शुद्धि का स्वप्न देखते हैं और हिंसा, चोरी, कुशील सेवन, प्रसत्य, श्रति- 
संग्रह झादि पाप के कार्यों से श्रपने को बचाने के लिये झनावश्यक मानते हैं । 


भावों की निर्मलता के लिये छुन्दकुन्द स्वामी ने मिथ्यात्व तथा 
हास्य, रति, श्ररति, दोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषबेद सथा नपुंसकवेद 
रूप. नोकथायों का त्याग करने का उपदेश देते हुए जिनेन्द्र सगव्ात को 
श्राज्ञानुतार जिनबिस्ब, जिनवाणी तथा निप्नन्थगुरु की भक्ति को उपयोगी 
साता है । भाव पाह्ंड की शाथा इस प्रकार हैं-- 


प्मव णोकस्स्यवस्यं, मिच्छत॑ चयसू भावसुद्धीए । 
चैेइय पवयण गुरुणं, करेहि भत्ति जिणाणाएं ॥९१॥ 


( कबैरे ) 


भावों की निर्मेलता द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, यह सर्वविदित 
सत्य है; भावों की निर्मेतता द्वारा विशुद्ध परिणामयुक्त जीव श्रभ्युवयादि 
को प्राप्त करता हैं तथा श्रन्त में मोक्ष जाता है । भाव पाहुड में कहा 
है- 
तित्थयर-गणहराइं, अब्भुदय-परंपराईं सोक्खाई । 
पावंति भावसहिया, संखेवि जिणेहि वज्जरियं ॥१२८॥ 

भाव सहित श्रर्थात्‌ सम्यक्‍त्वरूणी चिन्तामणि से शोभायमान दिगम्बर 
मुनिराज तीर्थकर गणधर आदि की श्रम्युदय परम्परायुक्त सुख को प्राप्त करते 
हैं। इस प्रकार संक्षेप में भगवान ने कहा है । 

इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि घर्मेष्यान रूप शुभ भाव 


सहित मुनीह्वर संसार के श्रेष्ठ पदों को प्राप्त कर श्रागे नियम से मोक्ष 
को पाते हैं । 


जिनेन्द्र देव की भक्ति द्वारा भावों में उज्ज्वलता शब्राती है। इन 
भावों के द्वारा यह जीव ,मोक्ष प्राप्त करता है । जो एकान्तवादी भक्ति को 
राग परिणाम कहकर उसे बन्ध का ही हेतु सोचते हुए उसे मोक्ष मार्ग में 
बाधक ही मानते हैं, उन्हें कुन्दकुन्द स्वामी को इस गाथा द्वारा प्रपने भ्रम 
का संशोधन करना उचित है । भाव पाहुड में लिखा है-- 


जिणवर-चरणंबुरुहं, णमंति जे परमभत्तिराएण । 
ते जम्मवेलिमुलं, खणंति वर-भावसत्येण ॥१३५७ 


जो पुरुष परमभक्ति युक्त श्रनुराग सहित दोकर जिनेन्द्र के चरण 
कमलों को प्रणाम करते हैं, वे विशुद्धभाव रूपी शस्त्र के द्वारा जन्मबेलि की 
जड़ भिथ्यात्व आदि को काट डालते हैं । 


शंका--जिनेन्द्र भक्ति द्वारा पुण्य का बन्ध होगा, उससे मोक्ष कैसे 
प्राप्त होगा ? 


समाधान-- जिनेन्द्र भक्ति द्वारा सातिशय पृण्य का बन्ध तथा पाप- 
कम का क्षय हुआ करता है | पण्यबन्ध के विषय में भावसंग्रह ग्रन्थ में 
झाचाय॑ देवसेन ने यह महृत्वपुर्णं बात लिखी हैं कि मिथ्यात्वी का पुण्य 


( रे३े ) 


संसार परिभ्रमण का कारण होता तथा सम्यक्त्वी का पुण्य परम्परा 
से मोक्ष का कारण है। वह संसार का कारण नही है । 
सम्मादिट्टी पृष्ण, ण होइ संसारकारणं णियमा ॥४०४॥ 

सम्यक्त्वी का पृण्य संसार का कारण नही होता है । 
तम्हा सम्मादिद्वी, पुण्णं मोक्खस्स कारणं हवइ ॥४२४॥ 

अत: सम्यक्त्वी का पुण्य मोक्ष का कारण है। 

ज॑से तीर्थकर को सर्वप्रथम श्राह्मर दाने वाला सातिशय पुण्यात्मा 
तथा भाग्यशाली पुरुष या तो उसी भव में मोक्ष जाता है श्रथवा तीसरे 
भव मे माक्ष प्राप्त करता है ! 

एकान्तवादी भगवान की पूजा तथा सत्पात्रादि दान को धर्म नहीं 
मानकर बन्ध का ही कारण सोचते हैं । कुन्दकुन्द स्वामी ने दान पूजा को 
कथंचित धर्म माना है। इसका खुलासा इस प्रकार है-- 

प्रवचनसार मे कुन्दक्न्द स्वामी ने चारित्र को धर्म कहा है। चारित्र 
पाहुड़ मे उन्होंने इस धर्म के सागार तथा अनगार की श्रपेक्षा दो भेद 
किये हैं । 
दुविह सजम चरणं, सायारं तह हवे णिरायारं। 
सायार सग्गंथे, परिग्गह रहिये खलु णिरायार ॥२०॥ 

संयमच रण रूप चरित्र के साभार धर तथा निरागार धर्म रूप दो 
भेद कहे हैं। परिग्रहधारियों के सागार संगम है । परिग्रह रहित श्रमणों 
के निरागार सयम या भ्रनगार सयम कहा है। श्रावक के चार शिक्षाक्रतों में 
पात्र दान का समावेश अतिथि पूजा के नाम से किया है । 
सामाइयं च पढमं, बिदियं च तहेव पोसहं भणियं । 
तइयं॑ अतिहि पुज्जं, चउत्थ सल्लेहणा अंते ॥२५॥। 

प्रथम ब्रत सामायिक है, दूसरा प्रोषधोपवास है, तीसरा शभ्रतिथि 
पूजा प्रर्थात्‌ सत्पात्र दान तथा चौथा सल्लेखना है। 
है जब चारित्र धर्म हैं, तब श्रावक धर्म (सावय धम्मं) का अन्तर्भेदरूप 
दान पूजा को धर्म स्वीकार करना न्यायोचित तथा शास्त्रसंगत बात है । 

सार--इस कलिकाल में धर्म ध्यानहूप शुभभाव होता है; शूकल- 


( रेड ) 


ध्यानरूप शुद्धभाव नहीं होता । इससे घर्मध्यान रूप शुभभाव को घारणा 
करना उचित है तथा कुगति के कारण आातंध्यान, रोद्रध्यान रूप दुर्भावों से 
बचने का पूर्ण प्रयत्त करता चारिये | यह बात स्मरण योग्य है-- 

अशुभभाव को त्यागकर, सदा धरों शुभभाव । 

शुद्धभाव भाव आदर्श हो, यह आगम का भाव ॥। 

हिसादिक दुर्भाव हैं, जिन पूजन शुभभाव । 

दयादान व्रत धारकर, लागहु मोक्ष उपाव | 

एकांतवादी व्यापार झ्रादि लौकिक कार्यों मे मन, वचन, काय से प्रवृत्ति 
करता है; तथा धर्म कार्य एवं बक्रत पालन के लिए प्रमादी बन सीमंधर भगवान 
के ज्ञान का श्राश्नय लेकर कहता है; जब भगवान के ज्ञान में हमारी संयम 
पर्याय भलकी है, तब सयम अपने श्राप हो जायेगा । वह कहा करता है--- 

जो-जो देखी वीतराग ने, सो-सो होसी वीरा रे। 

अनहोनी कहू हो है नाहीं, काहे होत अधीरा रे ॥ 

उन एकांतवादियों के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है-- 

क्या-क्या देखी वीतराग ने, तू क्या जाने वीरा रे। 

वीतराग की वाणी द्वारा, दूर करो भव पीरा रे॥ 
कुन्दक्न्द स्वामी ने द्वादशानुप्रेक्षा में इस प्रकार चेतावनी दी है-- 
असुहेण णिरय तिरियं, सुह उवजोगेण दिविज-णर-सोक्खं । 
सुद्धेष लह॒इ सिद्धि एवं लोयं विचितेज्जो ॥४२॥ 

आतंध्यान तथा रौद्रध्यान रूप अशुभ भाव वाला नारकी अथवा पशु की 
पर्यायों में जाकर दुःख भोगता है.। धर्मंष्यानरूप शुभभाव वाला जीव स्वर्ग 
के भ्रथवा मानव पर्याय के सुख भोगता है । शुक्ल ध्यानरूप शुद्धभाव वाला 
भोक्ष प्राप्त करता हैं। ऐसा लोक का स्वरूप चितन करना चाहिए । 
द्वादश अनुप्रेक्षा का यहू कथन स्मरण योग्य है :-- 
पुत्तकलत्त णिमित्तं अत्थं अज्जयदि पाव बुद्धीए । 
परिहरदि दयादाणं सो जीवो भमदि संसारे ॥३१॥ 

जो जीव पाप बुद्धि द्वारा पुत्र स्त्री के हेतु धन कमाता है तथा दया 
झोर दान नही करता है, वह संसार में भ्रमण करता है। 

जनक छि च््-ः 


सम्यग्दशेन का स्वरुप 


[ कानजी पंथी प्रचार में केवल सम्यग्दर्शन की ही खूब स्तुति 
हुआ करती है । वहाँ सम्यगदर्शन का स्वरूप गृहस्थ के लिए निश्चय 
सम्यग्दशेन बताया जाता है। इस एकांतवादी मान्यता का निराकरण 
कुदकुंद स्वामी की देशना द्वारा होता है। इस विषय का स्पष्टीकरण 
ध्यान से पढ़ना चाहिए। कुंदकंद स्वामी के उपदेशानुसार 
भव्यात्माश्रों को अपना श्रद्धान बनाना चाहिए । गृहस्थ को देव, 
गुरु, शास्त्र का श्रद्धान रूप सम्यक्त्व कहा गया है। ] 


जैन प्रागम में सम्यग्दशंन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है | कुदकुंद 
स्वरामी ने कहा है -- 


दंसण मूलो धम्मों उवइद्रों जिणवरेहि सिस्साणं (दशेन पाहुड)॥२॥ 


धर्मरूपी वृक्ष की जड़ सम्यग्दशंन है, ऐसा तीर्थंकर परमदेव मे शिष्यों 
को कहा है । 

जिस प्रकार चारित्ररूप धर्म को पालन करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा 
उसके दो भेद-श्रावकंधर्म तथा यतिधमे कहे हैं, उसी प्रकार सम्यग्दशेन 
की भी देशता दो प्रकार की दी गई है | मोक्ष पाहुड में ५८५ न० की गाथा 
में श्रावक की अपेक्षा सम्यग्दर्शन के निरूषण करने का कुन्दकुन्द स्वामी ने 
इन शब्दों मे उल्लेख किया है-- 


एवं जिर्णह कहिये सवणाणं सावयाण पुण सुणसु । 
संसार विणासयरं सिद्धियरं कारण परम ॥८५॥ 


सर्वज्ञदेव ने पूर्वोक प्रकार से सम्यक्त्व का उपदेश दिया है। श्रावकों 
के विषय में श्रव' कथन किया जाता है, उसे सुनो । यह सम्यग्दशंन संसार 
का विनाश करने वाला है तथा आत्मसिद्धि का श्रेष्ठ कारण है । 


( रे ) 


( है६ ) 


सम्मत्तं जो भायदि सम्माइट्टी हवेइ सो जीवो । 
सम्मत्तपरिणदों उण खबवेइ दुटुद्द-कम्माणि ॥८७॥ (मोक्षपाहुड) 


जो जीव सम्यक्त्व को ध्याता है, वह सम्यर्दृष्टि कहां गया है । 
सम्यक्त्व परिणत जीव दुष्ट आठ कर्मो का नाश करता है । 


गृहस्थो के लिए जो सम्यक्त्व कहा गया है, उसका स्वरूप है, इस 
शंका का निवारण करते हुए कुन्दकुन्द स्वामी मोक्ष पाहुड मे कहते हैं -- 


हिंसा रहिये धम्मे अ्रद्टा रह-दोस-वज्जिये देवे । 
णिग्गथे पव्वयणे सहृहर्ण होइ सम्मत्त ॥९०॥ 


हिंसा रहित--अहिसा धर्म, क्षुधा, तृषा, काम, रागादिदोप रहित 
जिनेन्द्रदेव तथा बीतराग ऋषि प्रणीत श्राग़म में श्रद्धा धारण करना (गृहस्थ 
का सम्यक्‍त्व कहा गया है । 

यहाँ उस सन्देह का भी निवारण हो जाता है कि धर्म का क्‍या स्वरूप 
है | गृहस्थ के लिए कुन्दकुन्द स्वामी ने अहिसा रूप धर्म का निरूपण किया 
है । एकान्तवादी वर्ग को यह ध्यान में रखना चाहिये कि झ्रागम में धर्म की 
श्रोता की श्रपेक्षा अनेक प्रकार की निरूपणा की गई है। वस्तुस्वरूप अर्थात्‌ 
आत्मस्वरूप को जहाँ धर्म कहा है, वहाँ उत्तम क्षमा भ्रादि तथा दयाभाव को 
भी धर्म कहा है । स्वामी कातिकेयानुप्रेक्षा की यह गाथा धर्म की पात्र की 
अपेक्षा अनेक प्रकार की परिभाषाश्रों को स्पष्ट करती है । 


वत्थु सहावो धम्मो खमादिभावों य दहविहों धम्मो । 
रयणत्तयं च धम्मो जीवाण रक्‍्खणं घधम्मो ॥। 


वस्तु का स्वभाव धर्म है। उत्तम क्षमा, मादंव आदि दशविध धर्म 
है । रत्नत्रय धर्म है । 


सम्यक्त्व भ्रात्मा का गुण होने से उसका अस्तित्व इन्द्रिय गोचर 
नही हैं । कुन्दकुद स्वामी ने चारित्रपाहुड में सम्यग्दृष्टि जीव के लक्षणों मे 
श्राजवभाव (सरलता), वात्सल्य, विनय, श्रनुकम्पा, दया, सत्पात्रदान में 
घ्रवीणता, जिनेन्द्र के मार्ग की प्रशंसा, असमर्थ साध्मी की अपूर्णताओों को 


( ३७ ) 


अकट न करना रूप उपगूहन प्ंग, सत्पथ से विचलित होती हुई आत्मा को 
सन्‍्मार्ग में स्थिर करना गुण कहे हैं! ( गाथा १०-११ ) सच्चे झ्लौर तकली 
सम्यक्त्वी की पहचान करने के लिए कुन्दकुन्द स्वामी ने रयणसार में यह 
बहुत उपयोगी बात कही हैं-- 


भय-विसण-मल-विवज्जिय संसार सरीर भोगणिव्विण्णो | 
अट्टगुणण समग्गो दसण सुद्धों हु पंचगुरुभत्तो ॥ ५॥ 


जुश्रा, मद्यपान, परस्त्रीसेवन, वेश्यासेचन, मांसभक्षण, शिकार खेलना, 
चोरी करने रूप सप्त व्यप्तन, सप्त प्रकार के भय, शंकादि २५ मल दोष- 
त्याय, संसार देह तथा भोगों से विरक्ति के भाव, निःशंकित श्रादि गुणों तथा 
पंचपरमेष्ठियों की भक्ति धारण करना निर्मल सम्यग्दर्शन है । 


एकांतवादी भगवान की भक्ति का महत्व तथा रहस्य नही समझ पाने 
से विवेक शून्य बाते कहते सकोच नही करता है। “यदि उपयोग भगवान की 
ओर जाता है तो समझना चाहिए यमदूत दिखाई दे रहा है।” ऐसी एकांत- 
वाणी वाणी मोह की मदिरा पीने वाले व्यक्ति की ही हो सकती है। सम्य- 
क्‍तवी तो जिन चरणों को अ्रपने प्राणों से भी श्रधिक महत्वपूर्ण मानता है । 
शीलपाहुड में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है--- 


अरहते सुहभत्ती सम्मत्त दंसणेण सुविसद्धं । 
सील विसय विरागो णाण पुण केरिसं भणियं ॥४०॥ 


सुश्रद्धा से विशुद्धि को प्राप्त अहत में पवित्र भक्ति सम्यग्दशन है। 
विषयों के प्रति वेराग्य भावरूप शील है। इनके सिवाय सम्यग्शान और क्या 
कहा जायगा ? 


सम्यरदुष्टि श्रावक तथा तत्वज्ञान से शोभायमान साधु परमेष्ठी सदा 
जिनेन्द्र भगवान की आराधना करते है। मुनियों के पड़ावश्यकों में वंदना, 
स्तवरूप जिन भक्ति को स्थान दिया गया है । जैसे संखिया रूप विष कुशल वेद 
द्वारा शोधित हो जाने पर प्राणघातकपना छोड़कर भयंकर रोगों का विनाशक 
हो जाता है, इसी प्रकार मोहनीयकर्म का भेद रागपरिणाम देव, गुरु, शास्त्र 
जिन प्रतिषा श्रादि की ओर लगकर मोहरूप महाव्याधि का नाशक हो जाता 
है । अंतर्मू हे में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले सहापुरुष सहामुनि भरत महाराज 


(! रेझ ) 

ने गृहस्थावस्था में अपनी झात्मा को ऋषभनाथ भगवान की भक्ति तथा ब्रतता 
चरण द्वारा श्रत्यन्त शक्ति तथा विशुद्धता का केन्द्र बना लिया था। जिनेन्द्र 
भक्ति द्वारा उपाजित सातिशय पृण्य के फलस्वरूप उन्होंने श्रादीश्वर प्रभु 
के समवद्रण में प्रार्थना की थी, “भगशवन्‌ ! आपके गुणस्तोत्र द्वारा मुझे 
महान पुण्य प्राप्त हुआ । उस पुण्य के प्रसाद से मैं चाहता हूँ कि मेरे श्रन्त:- 
कारण में श्रापके प्रति परा ( श्रेष्ठ ) भक्ति का जागरण हो ।” यही भाव 
महापुराणकार भगवज्जिनसेन ने इस प्रकार व्यक्त किया है । 


भगवन्‌ त्वदगुण स्तोत्रातू, यन्‍्मया पृण्यमजितं । 
तेनास्तु त्वतपदां-भोजे पराभक्ति: सदास्तु मे ॥ 


जिनेन्र भक्ति से पुण्य का बंध होता है, साथ में पापकर्म का क्षय भी 
होता है भ्रौर पाप प्रकृतियों का संवर होता है। श्रमवश एकांतवादी भक्ति 
द्वारा होने वाले पापकर्म के क्षय की श्रोर दृष्टि नही देता, श्रतः वह कृपथ 
ग्रहण कर लेता है और भ्रनेकान्त विद्या से दूर हो जाता है । 


जयघधवला टीका में “अ्ररहंत णगमोक्‍्कार” के विषय भें कहा है, 
“प्ररहंतणमोक्कारो संपहि बंधादों भ्रसंखेज्जगुण कम्मक्खय कारयश्रोत्ति तत्थवि 
मुणीणं पवृत्तिप्पसंगादो । (प्रृष्ठ & भाग १) शपरहत नमस्कार तत्कालीन बंध 
की अपेक्षा असंख्यातगुणी कर्म निजेरा का कारण है, इससे मुनियों की उसमें 
प्रवृत्ति होती है ' जिस प्रकार अग्नि में दाहकपना, प्रकाशकपना श्रादि अनेक 
गुण पाये जाते हैं, उसी प्रकार जिनभक्ति शुभबंध के सिघाय जीव के पापक्षय 
का भी महत्ववूर्ण कारण है । भाव पाहुड में कुन्दकन्द स्वामी कहते हैं -- 


जिणवर चरणम्बुरुह णमंति जे परमभत्ति राएण । 
ते जम्मवेलि मूलं खणंति वरभावसत्थेण ॥१५३।॥। 


जो परभक्ित युक्त भ्रनुराग सहित जिनेन्द्र के चरण कमलों को 
प्रणाम करते हैं, वे निर्मेलभाव रूप शस्त्र दारा जन्मरूप बेल के सूल को 
नष्ट करते हैं । 


( रे६£ ) 


सम्यर्दृष्टि श्रावक जिनेन्द्रमक्ति द्वारा स्वहित सम्पादन करता है । 
सम्यग्दृष्टि देवों के प्रात्मकल्याण का प्रमुख साधन जिनेन्द्र भक्ति है। नन्‍्दीदवर 
महापव जिनेंद्रभक्ति की महत्ता का ज्ञापक है। सम्यर्दुष्टि में श्रनुकम्पा, 
प्रणाम, संवेग तथा श्रास्तिक्य रूप गुणों का सदभाव पाया जाता है। चारित्र 
पाहुड मे कुन्दकुन्द स्वासी ने सम्यक्त्वी की विशेषताझ्नों में अनुकम्पा, दया, 
करुणा को स्थान दिया है। दया के विषय में रयगणसार में कहा है -- 


सम्मत्त विणा रुई भत्ति विणा दाण दया विणा धम्मं । 
गुरुभत्तिविणा तव चरित्त णिप्फल॑ जाण ॥छड़। 


सम्यक्त्ब के बिना रुचि (श्रद्धा), भक्ति के बिना दान, दया के बिना 
धमं, गुरु भक्ति के बिना चारित्र निष्फल है। 


भ्राचार्य कुन्दकुन्द की रचनाओं मे दया, ब्रत, दान श्रादि को प्रेरणा दी 
गई है । हमारे कुन्दकुन्द भक्त सॉनगढ़ की भ्रोर से छपी पुस्तक में लिखते हैं, 
( छहढाला दूसरी ढाल पद्चय ३ की टीका देखो ) “ब्रत, दान, दया आदि का 
निरूषण करने वाले शास्त्र कुशास्त्र हैं ।” इससे कुन्दकुन्द स्वामी की रचनाश्रों 
को भी उन्होंने कुशास्त्र की कोटि मे रख दिया। यह कार्य महान विवेक 
शुन्यतापूर्ण है । 

श्रागम को मिथ्या कह देना सरल बात है, किन्तु उसके विरुद्ध प्रचार 
का क्‍या फल होगा, यह एकांतवादी नहीं सोचता ? भग्रवान महावीर ने 
मरीचि की पर्याय में भगवान ऋषभदेव की देशना के विरुद्ध अपना स्वच्छद 
मत प्रचारित किया था। इसके दुष्परिणाम स्वरूप उस जीव को कुछ कम 
कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ससार में अपरिमित कष्ट भोगने पड़े थे। वह 
एकेन्द्रिय पर्याय श्रादि में सागरो पर्यत दुःख भोगता रहा । काललब्धि आ्राने 
पर क्रसिंह की पर्याय में ही उस जीब को सम्यक्त्व प्राप्त हो गया। 


समकित समकित रटनतें समकित कबहुँ न होय । 


वीतराग की भगति बिन समकित कंह ते होय ॥ 


तीब्र कषाय वाला व्यक्ति लज्जा शुन्य होकर शास्त्र का प्राश्नय ले 
अपने हीनाचरण का समर्थन करता है । सम्यक्त्व की विमल ज्योति जिस 
व्यक्ति के प्रन्तःकरण में द दीप्यमान होती हैं, वह भोग श्रौर विषय से बिमुख 
होता है । वह सम्यकत्वी मृहस्थ सत्पात्र दान, पूजा, दीन दुखियों की सहायता 


( ४० ) 


करना अपना कत्तंव्य मानता हे । भिथ्यात्व के विकार से ग्रस्त श्रात्मा का 
मत पापपूर्ण कार्यों में खूब लगता है । वह श्रच्छे कामों तथा हत्पुरुषों से घुणा 
करता है । पापी व्यक्ति को प्रध्यात्मवाद रूप रसायन हजम न होने से वह 
विशेष कुपथगामी बनता है ॥ यह कथन पूर्ण सत्य है-- 


विषयी सुख का लालची, सुन अश्रध्यातमवाद । 
त्यागधर्म को त्यागकर करे साधु अपवाद ॥ 


एक स्त्री का श्राचरण खराब था। बह दुष्टा ब्रह्मज्ञान की बाते सुन 
चालाक बनकर अपनी सखी से कहती है; “मैं नही जानती, क्यो मुझे लोग 
असती कहकर मेरा तिरस्कार करते हैं ? ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है, वही सत्य 
है । उसके सिवाय और कुछ नही है । इससे मेरे मन में अपने तथा पराये का 
भेद भाव नही है । मैं श्रपने पति तथा परपुरुष में समानता की दृष्टि रखती 
हूँ । इससे परपुरुष सेवन या स्वकति सेवन में मेरी दृष्टि मे कोई भो भद 
नही है ।” उस ब्रह्म की बाते करने वाली कुलटा का चित्रण इस पद्म में 
किया गया है-- 


ब्रहोव सत्यमखिल नहि किचिदन्यत्‌ 

तस्मान्न मे सखि परापर-भेद बुद्धि: । 
जारे तथा निजवरे सदुशोनुरागों 

व्यर्थ किमर्थ मसतीति कदथेयंति ॥ 


मुसलमानों मे सूफी लोग श्रध्पात्मवाद से प्रेम रखा करते हैं। एक 
मंसूर नाम के मुसलिम हो गये हैं। वे कहते थे, तू खुदी (भ्रहकार) को 
जलाता जा श्रौर जो तुमे श्रच्छा लगे उस काम को कर । मसजिद को जाना 
जरूरी नही है; खूब उटकर शराब भी पी, खाने पीन में कोई रोकटोक नहीं 
है; श्रनहल हक्‌-शहं ब्रह्मास्मि-मैं खुदा हूँ, इस बात को दिल में रख 
ले | उपवास (रोजा) आदि की जरूरत नही है । उपरोक्त भाव इस प्रकार 
व्यक्त किया गया है -- 


न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मसजिद, न दर सिजूदा । 
वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा॥ 


६ ह१: 


हमेशा खा, हमेशा पी, नर गफलते रहो इकदम | 
नशे में सेरकर अपनी खुदी को तू जलाता जा॥ 
न हो मुल्ला,, न हो बम्मन, दुई की छोड़कर पूजा। 
हुकम है शाह कलंदर का अनल हक तू कहता जा॥ 
कहै मसूर मस्ताना हक मैने दिल में पहिचाना। 
वही मस्तों का मयखाना, उसी के बीच जाता जा 


यहाँ यह बात स्मरण योग्य है, कि जैन धर्म में केवल श्रद्धा को 
कर्मक्षय का कारण नही माना गया है| सम्यक्‌ श्रद्धा के साथ सम्परज्ञान तथा 
सम्यक्चारित्र भी चाहिये । जैनघर्म की दृष्टि से जिस झ्रात्मा में सच्ची प्रध्यात्म 
ज्योति प्रदीप्त हो गई है, वह सयम के पथ पर चलने का शक्ति भर प्रयत्त 
करता है। सम्यग्दशेन प्राप्त करने वाले गृहस्थ का यह कतंव्य ही जाता है, 
कि बह कम से कम जिने॑तद्र कथित 'सावय घम्म--श्रावक धर्म का पालन 
करे । जो व्यक्ति श्रावकाचार से दूर भागता है, उसे कुन्दकुन्द स्वामी 
पैप्नच्छा विद॒ठी मुणेयद्वों --मिथ्यादृष्टि जातों, ऐसा कहते हैं । एकांतवादियों 
वी समाज हृष्टपुप्ट शरीरादि युक्‍तत होती हुई समयसार की चर्चा किया 
करती है, और मुति निंदा की आदत से विमुख नहीं होती । वह सदाचार से 
विमृख होती है। उसको कुन्दकुल्द स्वामी का यह कथन ध्यान में रखता 
आवश्यक है | सम्यग्दशेन यदि हो गया है, तो इससे ही कार्य समाप्त नही 
हो जाता हैं। झ्रागे का. कत्तंव्य कुन्दकुन्द स्वामी इस प्रकार कहते हैं-- 


सम्मा-इट्री सावय धम्म जिणदेव देसिय कुणदि । 
बवरीय॑ कुब्बतो मिच्छादिट्टी मुणेयव्वों ॥९४॥ ( मोक्ष पाहुड ) 


मोक्ष पाहुड की गाथा ९० में गृहस्थ की अपेक्ष। सम्यक्त्व का कथन 
करने के उपरान्त झाचाये कुन्दकुन्द गहस्थों ये कहते है - “सम्यरदूष्टि गहस्थ 
जिनदेतव द्वाय कथित श्रावक्राचार का पालता हैं, ऐसा न करते वाला 
व्यक्ति सम्यकत्वी नही रहता है| दर्शन मोहरूपी मादरा पीने वाले मिथ्यात्वी 
के समान श्रालसी का जीवन सम्यकक्‍्त्वी का नहीं होता ! 


इस प्रसंग में यह बात विचारणीय है कि करीब तीस वर्ष से 
झ्रधिक समय से सोनगढ़ में सम्यक्टव की गहरो चर्चा चलती है। इतने लम्बे 


( ४२ ) 


काल में भी वहाँ के वातावरण से प्रभावित किसी भी व्यक्ति ने श्रावक के 
जिन द्वादश ब्रतों का चारित्र पाहुड में कथन किया हैं, पालन करने की ओर 
कदम नही उठाया है। यह ब्रत विमुखता और संयमी की निन्‍्दा रहस्यपूर्ण है। 


यहाँ श्रावक के अहिंसा धर्म, वीतराग देव तथा जिनवाणी में श्रद्धान 
रूप सम्यस्दर्शन का कथन किया जा चुका है । कुन्दकुन्द स्वामी ने श्रमण की 
प्रपेक्षा सम्यक्त्व का स्वरूप मोक्षपाहुड मे इस प्रकार किया हैँ -- 


सहृव्वरओ सवणो सम्मादिट्टी हवेइ णियमेण 
सम्मत्त परिणदों उण खबेइ दुद्वद्डकम्माणि ॥ १४ ॥ 


स्वद्रव्य प्र्थात्‌ झ्रात्मद्रव्य में लिमस्त साधु नियम से सम्यकक्‍्त्वी होता 
हैं । इस झ्रात्म निमग्नता रूप सम्यग्दर्शन रूप परिणत श्रमण दुष्ट अ्रष्ट कर्मों 
का क्षय करता है । 

यहाँ दो प्रकार का सम्यक्त्व का कथन किया गया है एक श्रावक 
की अपेक्षा और दूसरा श्रमण की भ्रपेक्षा । इन दोनी सम्यक्त्वों का उल्लेख 
दर्शन पाहुड में कुन्दकुन्द स्वामी ने इस प्रकार किया हैँ-- 


जीवादी सहृहणं, सम्मत्तं जिणवरेंहि पण्णत्तं । 
बवहारा णिच्छयदो अप्पाणं हवइई सम्मत्तं ॥ २० ॥ 


व्यवहारतय की श्रपेक्षा जिनेश्वर ने जीव, भ्रजीव, आख़वादि तत्वों 
का श्रद्धान सम्यक्त्व कहा हैं, तथा निश्वयनय की अपेक्षा श्रात्मा का श्रद्धान 
सम्यक्‍त्व कहा हैं । 

आत्मा का श्रद्धान रूप सम्यक्त्व  श्रमण के होता है, तथा जीवादि 
का श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक्त्व श्रावक के होता है। एकांतवादी व्यक्ति 
व्रत शून्य व्यक्ति को ही, निश्चय सम्यक्त्व का पात्र कहता है | यह धारणा 
कन्दकुन्द वाणी के विरुद्ध है। यह मनगढ़न्त मिथ्या प्रलाप है । 

शंका--सम्यक्त्व॒ के दो भेद क्‍यों किये गये हैं ? हम तो सच्चा 
सम्यकत्व निश्चय सम्यक्‍त्व को मानते हैं । 


समाधान -- जैसे जिनेसद्र भक्त व्यक्तित की श्रसमर्थंतावश श्रावक का 
चारित्र तथा समर्थ आ्रात्मा की अपेक्षा सकल संयम रूप मुनि का चारित 


( ४३ ) 


कहा है, उसी प्रकार सम्यक्त्व का भी पात्र की दक्ति तथा योग्यता के अनु- 
सार दो प्रक।/र का कथन किया गया है । 


शंका-- हम तो पहले झ्रात्म श्रद्धा रूप निश्चय सम्यकक्‍त्व मानते हैं, 
पश्चात्‌ व्यवहार सम्यन्दशंन को स्वीकार करते हैं 


सम्ताधान--यह मान्यता श्रागम के विरुद्ध है; जैसे यह कहा जाय, 
कि पहले एक व्यक्ति को दिंगम्बजर मुनि होकर महात्रती बनना चाहिए, उसके 
बाद उसे श्रावक के एकदेश गहस्थ धर्म को पालना चाहिए, तो ज्ञानी पुरुष 
हँसेगे । इसी प्रकार निश्चय सम्यक्त्व को प्रथम स्वीकार करने के बाद व्यव- 
हार सम्यक्त्व को स्वीकार करना उपहास की बात है । एम० ए० की परीक्षा 
पास करने वाले को शिशु वर्ग मे अभ्यास करने की बात सदृश निईचय 
सम्यक्त्वी होने के पश्चात्‌ व्यवहार सम्यक्त्वी होने की मान्यता है । 


शंक-- गुहस्थ को निदचय सम्यक्त्व मानने में क्या बाधा ? 


समाधान गृहस्थ गर्तध्यान, रौद्रध्यान के कारण इतना असमर्थ 
बन जाता है, कि वह अपने सभी चिन्तनों तथा विचारों पर परियग्रह की 
गहरी छाया का सदभाव पाता है। यदि वह क्षण भर भी श्रात्मस्वरूप का 
विचार करने बंठता है, तो उसकी मनोभूमि के समक्ष परिग्रह का पिशाच 
श्रपना तमाशा शुरू कर देता हूँ । श्रेष्ठ आत्मध्यान, जिसे शुक्लध्यान कहते हैं, 
गहस्थ तीर्थंकर को भी असम्भव है। धर्मध्यांन रूप शुभभाव भी यथार्थ में 
मुनियों के ही पाया जाताहै, गृहस्थ के उपचार से धर्मेध्यान कहा हूँ | तत्वा- 
नुशासन में कहा है 


मुख्योपचार भेदेन धर्मध्यान मिति द्विधा। 
अप्रमत्तेषु तन्मुख्यमितरे ष्वौपचारिकं ॥४७॥ 


मुख्य तथा उपचार के भेद से धर्मध्यान दो प्रकार का कहा गया हैं । 
श्रप्रमत्त गुणस्थान वाले मुनि के मुख्य धर्मध्यान होता है, उससे नीचे के 
प्रमत्त संघबत मुनि, श्रावक तथा प्रत्नत सम्यक्ट्वी के उपचरित धर्मध्यान 
होता हैं । 


झ्राचार्य देवसेन ने गृहस्थ के दैयान को भव्ृष्यान शब्द द्वारा कहा है -- 


( ४४ ) 


भ्रा्तं रौद्रध्यान द्वारा संचित पाप को भद्रध्यान द्वारा विनष्ट किया 
जाता है । 


सार--गृहस्थ को देव, गुरु, शास्त्र के श्रद्धान रूप सम्यक्त्व को निर्दोष 
रीति से पालने का प्रयत्न करना चाहिए। दुर्लभ नर पर्याय को यदि वाद- 
विवाद में नष्ट कर दिया तो फिर श्रागे क्या गति होगी ? 


दौलतराम जी ने हमें सचेत किया है-- 


यह मानुष परजाय, सुकूल, सुनवो जिनवाणी। 
इह विधि गए, न मिले, सूमणि ज्यों उदधि समानी ॥ 


सम्यग्दशंन साम्राज्य प्राप्ति से भी भ्रधिक दलंभ है। सीताजी ने 
कृतांतवक्र सेनापति द्वारा रामचन्द्र जी को जो प्रपना सदेश भेजा था, उसमें 
कहा था-- 


जिन धर्म मा मुचो भक्ति यथा त्यक्रा हमीदृशी । ( पद्मपुराण ) 


जिस प्रकार आपने लोकोपवाद के कारण मेरी ऐसी स्थिति में मुझे 
वचन में छोड़ दिया, इस प्रकार कही जिनधर्म की भक्ति का परित्याग नहीं 
कर देना, कारण “सम्यग्ददांनरत्वं तु साम्राज्य दपि सुदुर्लभम्‌” सम्यग्दर्शन रत्न 
साम्राज्य की प्राप्त से भी दुलंभ है । 


जब सम्यग्द्गन इतना दुलेभ है, तब उसकी प्राप्ति के पूर्व क्या कत्तेंब्य 
हैं? इस विषय में कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं-जब तक काललब्धि आदि 
सामग्री नहीं मिल पाई है, तब तक हिंसा, कूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह 
परित्याग रूप ब्रतों को पालन करो, उपवास आदि तप को धारण करो 
सम्यकत्व रहित ब्रत व्यर्थ नही है। वह कुगति से बचाता है। मोक्ष प्राभुत 
में कहा है -- 


वर वयतवेहि सग्गो मा दुक्खं होउ णिरइ इयरेहि ॥२५॥ 


ब्रत तथा तप के द्वारा प्वर्ग जाना अच्छा है। पापमय जीवन बिताते 
हुए नरको में दुःख उठाना अच्छा नहीं हैं । 


( डे४ ) 


आगम की ग्ाज्नानुसार प्रवृत्ति करने वाला कष्ट नहीं पात!, स्वेच्छा- 
नुसार शास्त्रविनिदित्त कार्यों में जीवन बिताने वाला पौछे पछताता है । 
मुमुक्ु मानव को कवि सचेत करता है-- 


अरे जीव भव वन विषे तेरा कौन सहाय । 
कालसिह पकड़े तुभे तब को लेत बचाय ॥ 


दु्लेंभ नर जन्म का एक एक क्षण मूल्यवान है | जिनेन्द्रभकिति धारण 
कर दुराचार का त्याग करने में देर नही करना चाहिए । 


महर्षि कुन्दकून्द की वाणी को ही कल्याणदायी मानने वालों को 
अहिंसा धर्म जिनेन्द्र देव तथा जिनवाणी में श्रद्धा रूप सम्यक्त्व को गृहस्थ 
की श्रपेक्षा से उपयोगी मानकर उससे श्रपने जीवन को समलंकृत करना 
चाहिए। आप वाणी के विपरीत श्रद्धा मिथ्यात्व की प्रोर ग्रात्मा को ले 
जाती है। हमें श्रपना सच्चा कल्याण देखता चाहिये । एकान्तवाद का पक्ष- 
पोषण आत्म हत्या सदुश नीच कार्य है। भ्रात्म हत्या से वर्तमान जीवन नष्ट 
होता है, एकान्तवाद श्रनंतभवों में दु:ख देता है । 


पृण्य पर एक दृष्टि 


[ जिनागम का प्राण उसकी स्याद्वाद दृष्टि है, जिसके द्वारा 
सत्यामृत की उपलब्धि होती है। पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों 
आत्मा के मोक्ष गमन में बाधक हैं। सिद्ध भगवान दोनों का नाश 
करते है 

दूसरी अपेक्षा से पुण्य और पाप में कथंचित्‌ भिन्नता है । पाप 
कर्म जीव के गुण का घात करने से घातिया कहा गया है । पृण्य 
कर्म अ्रधातिया है! सयोगीजिन अरहंत भगवान घातिया कर्म का 
क्षय करते है। जब वे अ्रयोग केवली नामक चौदहवें गुणस्थान को 
प्राप्त करते हैं, तब वे अ्घातिया का क्षय करते हैं । 

आत्मा के विकास के घातक प्रथम शत्रु पाप कर्म है। अतः 
आगम में पापक्षय को प्राथमिकता दी गई है। कानजी पंथ में पुण्य- 
सय की ही चर्चा होती है और पापक्षय के विषय में मौनवृत्ति रहती 
है । गृहस्थावस्था में निरन्तर कर्मो का आश्रव होता है | पृण्य का 
आाख़व होगा अथवा पाप का आख्रव हुए बिना न रहेगा । कुन्द- 
कुन्द स्वामी ने पाप के आख्रव निवारणार्थ अशुभ-भाव त्याग को 
अत्यन्त आवश्यक कहा है। अशुभभाव सर्वथा हेय है। पृण्यभाव 
कथचित्‌ उपादेय है। पंचमकाल में शुभभाव का आलंबन लेना 
हितकारी कहा है। उससे पुण्य का झाखव होता है। सम्यक्त्वी 
सातिशय पुण्य द्वारा ऐश्वर्य अभ्युदय का स्वामी हो अ्रन्त में रत्न- 
त्रथ पथ पर चलकर मोक्ष पाता है। हमारा कर्त्तव्य है कि घातिया 
करमरूप पाप के बंध से बचने का प्रयत्न करें | तीर्थंकर केवली 
भगवान के समवशरण की रचना, दिव्यध्वनि आदि सामग्री तीर्थ- 
कर प्रकृति नाम के पुण्य कर्म के उदय का काये है। अमतचंद्र 
स्वामी ने पुष्य को कल्पवक्ष कहा है । पण्य का स्वरूप अनेकान्त के 
प्रकाश में श्रवगत करना चाहिये । ] 


( ४७ ) 


सम्यग्दर्शत की प्राप्ति के लिये नव पदार्थों का श्रद्धान आवदयक 
कहा गया है । सप्त तत्वों में पुष्य तथा पाप को जोड़ देने पर नव पदार्थ हो 
जाते है । झाठ कर्मों के घातिया तथा ग्रधातिया रूप से दो भेद कहे गए हैं । 
घातिया शब्द सार्थक है। ज्ञानावरण, दर्शभावरण, मोहनीय तथा गअंतराय 
इन चार घातिया कर्मों के द्वारा जीव के ग्रनन्तज्ञान, प्रनन्तदर्शन, श्रनन्तसुख 
तथा अ्रनंतवीयंरूप श्रनंतचतुष्टय का घात होता है । प्रघातिया कर्मों के द्वारा 
आत्मगुणों का घात न होने से उन्हें भ्रधातिया कहा जाता है। वेदनीय, आयु, 
नाम और गोत्र ये अधातिया कर्म हैं। सातावेददीय, शुभ भ्रायु, शुभनाम तथा 
उच्चमगोत्र रूप कर्मो को पुण्य रूप भ्रघातिया कहा जाता है । पृण्यकर्म घातिया 
नही है। चार घातिया तथा अ्रसाता वेदनीय, अशुभ झायु, अशुभनाम तथा 
नीच गोत्र ये श्रघातिया पापकर्म हैं। श्रधातिया चतुष्टय की शुभ प्रकृतियाँ 
पुण्य हैं तथा सम्पूर्ण घातिया और अशुभ रूप श्रघातिया पापकर्म हैं। वास्तव 
में कम चाहे घातिया हो, चाहे श्रधातिया हो, पृण्य हो अथवा पाप हो, जीव 
को सिद्धावस्था पाने में बाधक हैं । सिद्धचक्र को प्रमाणांजलि श्रपित हुए उन्हें 
कर्माष्टक रहित कहा है: -- 


कर्माष्टक विनिर्मुक्तं, मोक्ष लक्ष्मी निकेतनं। 
सम्यक्त्वादि-गुणो-पेत, सिद्धचक्र नमाम्यहम्‌ ॥ 


पंचनमस्कार मत्र में “णमो सिद्धाणं” पाठ पढ़ते समय साधक पुण्य- 
पाप रूप कर्मराशि विमुक्त सिद्धो को प्रणाम करता है। शुद्धात्मा की श्रवस्था 
प्राप्ति के लिए सभी बन्चनों का क्षय आवश्यक है। कुन्दकुन्द स्वामी ने 
समयसार में कहा है -- 
सौवण्णियं पि णियलं, बंधदि कालायसं पि जह पुरिस । 
बंधदि एवं जीवं, सुहमसुह वा कद कम्म ॥ १४६ ॥ 

जैसे सोने की तथा लोहे की बेड़ियाँ पुरुष को बाँधती है, उस प्रकार 
शुभ तथा अशुभ कर्म जीव को बंधन प्रदान करते हैं । 

जिन शासन में कमंपने की भअ्रपेक्षा अधातिया, घातिया भ्रथवा पुण्य 
भाप में समानता होते हुए भी उनमें कथंचित्‌ भिन्नता, प्रसमानतता भी है । 
बगुला झौर हँस दोनों का रंग शुश्र हैँ, दोनों तिर्यच पर्याय वाले हैं किन्तु 
उनमें उनके गुणों की भपेक्षा भिन्नता भी है । कहावत हैं-- 


( '४डंदड ) 


हंस वगुला एक सम मानसरोवर मांहि । 
बगुला खोजे माछरी, हसा मोती खांहि ॥ 


श्राचार्य अकलक ने एकांतवादी को ओर से कही गई शंका का 
निराकरण राजबातिक मे किया है, कि आत्मा को परतन्त्र बनाने से पुण्य पाप 
में सवंथा अभेद है। “इष्टानिष्ट निमित्त भेदात्तत्सिद्ें:। यदिष्ट-गति-जा ति- 
शरीरेन्द्रिय-विषयादि निवर्तक तत्पुण्य । अनिष्ट-गति-जाति-शरीरेन्द्रिय 
विपयादि विवतंक यत्तत्पाप मित्यनयो र॒यं॑ भेद: ( सूत्र ३ अ्रध्याय ६ ) इष्ट 
तथा श्रनिध्ट रूप निमित्त की भिन्नता की अपेक्षा पुण्य तथा पाप में भेद सिद्ध 
होता है। जो इष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय विषयादि का कारण है 
बह पुष्य है, जो अनिष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय, विषयादि का कारण 
है, वह पाप है; इस प्रकार इन दोनों मे भेद है। इस प्रकार एक दृष्टि से 
पुण्य-पाप समान हैं, दूसरी दृष्टि से उनमें भिन्नता है । 


श्रमृतचन्द्र सूरि ने तत्वार्थसार में आखवतत्त्व वर्णन श्रधिकार में 
कहा है-- 


हेतु-कार्य-विशेषाभ्यां विशेष: पृण्यपापयो: । 
हेनू शुभाशुभी भावौ कार्य चैव सखासुखे ॥१०४॥ 


हेतु तथा कार्य की भिन्नता होने से पुष्य तथा पाप में भिन्नता है । 
धुभभावरूप कारण तथा सुखरूप फल एवं अ्रशुमभावरूप कारण तथा दुख 
रूप फल पुण्य पाप में भिन्नता को बताते हैं । 


जीव के मुख्य शत्रु घातिया कर्म है, उनमें मुख्य मोहनीयकर्म है | णमो 
अरिहंताणं पाठ में जिन अझरहें। भगवान को नमस्कार किया गया है, 
उन्होंने चार घातिया कर्मो का नाश कर अझरहत पद प्राप्त किया है । घातिया 
कर्म पाप प्रकृति रूप हैं। पृण्य प्रकृति घातिया नही है। नियमसार में कुन्द 
स्वामी ने कहा है-- 


घणघादि-कम्म रहिया केवल णाणाइ परमगृूण सहिया । 
चोत्तिस अदिसय जुत्ता अरिहता एरिसा होंति ॥ ७१ ॥ 


( ४६ ) 


जिन्होंने भ्रत्यन्त सघन रूप ज्ञानावरण, दकशनाबरण, मोहनीय तथा 
अंतराय रूप घातिया का नाश किया है, तथा जो केबलज्ञान, केवलदर्शन, 
केवलसुख, केवलश्षक्ति युक्त हैं भौर जिनके ३४ अतिशय पाये जाते हैं, उनको 
प्ररहंत कहते हैं । 

आठो कर्म आत्मा की स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्धावध्था के बाधक 
होने से शत्रु हैं; किन्तु उनमे सर्वश्रथम झत्रु ( केशटल्याए ऊप्पमर७/ 0796 ) 
घातिया कर्म हैं। इसी कारण आचार्य समनन्‍्तभद्र ने गृहस्थों को मार्गदर्शन 
करते हुए झपने र॒त्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा है, “पावं श्रराति:।” १४८ । 
पापकर्म शत्रु हैं। शुक्लध्यानी शुद्धोपयोगी कैवलज्ञानी अरहत भगवान ब्रेसठ 
कर्म प्रकृतियों का नाश करते है। उनमे सतालीस पाप प्रकृति घातिया कर्म 
सम्बन्धी रहती हैं | तदभाव मोक्षगामी होने से मनुष्य ब्रायु को छोड़ शेष तीन 
श्रायु का अयत्न साध्य श्रभाव होता हैं । श्रघातिया कर्म की शेष त्रयोदश 
प्रकृतियों का क्षय होता हैं, उनमे नरकट्ठिक, तिर्यचद्विक्‌, एकेन्द्री श्रादि 
चतुप्ग्य, साधारण, सूक्ष्म स्थावर ये ग्यारह पाप प्रकृतियाँ हैं। प्रातप भ्रौर 
उद्योत ये दो पृण्य प्रकृतियाँ है। इनका अय होने पर केवली होते हैं। अयोग 
केवली भ्रवस्था प्राप्त करते पर मोक्षप्राप्ति के उपान्त्य समय बहत्तर प्रकृतियों 
का तथा श्रत्त समय अयोदश' प्रकृतियों का इस प्रकार ८४ प्रकृृतियों का क्षय 
होता है। इनमे तीर्थंकर प्रकृति सदृश् पुण्य प्रकृति का भी नाश होता है । 

महत्व की बात '-- 

सयोग केवली का उत्कृष्ट काल देशोन एक कोटि पूर्व वर्ष कहा है । 
उतने काल तक भी जब सर्वज्ञ, अनन्त शक्ति सम्पन्न केवली तीर्थंकर उच्च- 
गोत्रादि पुण्य प्रकृतियों का क्षय नहीं कर पाते, तब गृहस्थ के द्वारा वह 
महान कार्य सम्पन्न होना स्वेथा अ्रसम्भव हैं। जेसे सातवे नरक का नारकी 
वहाँ से कर्म क्षयकर सिद्ध होने मे भ्रसमथ्थ हे, उसी प्रकार गृ हस्थावस्था बाला 
व्यक्ति अयोग केवली नामक चौदहवे गरुणस्थान वाली आत्मा की बराबरी 
करने में प्रसमर्थ है । 

जिस जीव के बंध के कारण मिथ्यात्व रागादि भाव होगे, उसके 
बन्ध झवश्य होगा । समयसार में बन्ध के कारणों को इस प्रकार बताया है -- 
सामण्ण पच्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारों । 
मिच्छत्तं भ्रविरमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥१०९॥ 


( ५० ) 


सामान्य रूप से मिथ्यात्व, भविरति, कषाय तथा योश में चार बन्ध्‌ 
के कारण कहे गये हैं। जिसके मिथ्यात्व दूर हो गया है, ऐसा चतुर्थ गण 
स्थानवर्ती सम्यग्दुष्टि श्रविरति, द्वादशा कबाय तथा योग के कारण निरन्तर 
बन्ध को प्राप्त करता है । किन्‍्हीं की ऐसी समझ है, कि सम्यर्दशंन होते ही 
बन्ध नहों होता; किन्तु यह धारणा साधारण सर्वज्ञ प्रणीत प्रागस के विरुद्ध 
है । जो सम्परदृष्टि राग, देष, मोह रहित हो सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान से प्रागे 
जाकरउपशांत मोह या क्षीणमोह अ्रवस्था के ग्यारहवें या बारहवें गुणस्थान 
को प्राप्त करता है, उसके बन्ध का भ्रभाव आगम में माना गया है । 


स्मरणीय बात है :-- 
आगम का पूर्णरूप परिशीलन किए बिना जो निर्णय किया जाता 


है, वह भिथ्या रहता हैं। कोई कोई समयसार कौ इस गाथा को पढ़कर 
कहते हैं, सम्पक्त्वी के बन्ध नहीं होता -- 


णत्थि दु आसव बन्धो सम्मादिद्विस्स आसवणणिरोहो ॥१६६॥ 


सम्पकत्वी के झ्राश्नव बन्ध नहीं होते । उसके श्रास्नव का निरोध होता 
है | यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है। चौथे गणस्थान वाला भी सम्यक्त्वी है, 
अन्तरात्मा है, शौर क्षीण कपाय वाला भी सम्यक्त्वी है, प्रन्तरात्मा है । 
सम्यक्त्वी दोनों हैं। सरागी होने से चौथे से लेकर दशम गण स्थान पर्य॑त 
सम्यक्त्वी के बन्ध होता है। क्षीणकपाय वाला वीतराग होने से बन्ध रहित 
साना गया है । इस बात का स्पष्ट भ्रववोध इस गाथा द्वारा होता है। 


रागो दोसो मोहो य आसवा णत्वथि सम्मादिद्विस्स । 
तहा। आसवभावेण विणा हेदू ण पच्चया होंति ॥१७७॥ 


सम्यरदृष्टि के राग, देष, मोहरूप भ्रास्नव नहों है, श्रत: उसके आखब 
का प्रभाद हो जाने से कारण का अभाव होने से कार्यरूप बन्ध नही होता है। 

समयसार में कहा है कि ऐसा एकान्‍न्त नहीं है, कि सम्यकक्‍त्वी के 
सर्वंधा बन्ध नही होता । 

“ययारुपात चारित्रावस्थया श्रध स्तादवश्यं --भावि राम सदभावातत्‌ 
बन्ध हेतु रेव स्थात्‌” ( गाया १७१ की टीका )--यथाल्यात चारित्र रूप 
भ्रवस्था से नीचे श्रर्थात्‌ दशम गुण स्थान पर्यत निमम से राग भाव का 


( ब१ ) 


सदभाव होने से सम्यक्त्वी का जघन्य ज्ञान गुण बन्ध का हेतु कहा गया है । 
आगे की गाथा में कुन्दक्न्द स्वामी विद्ेष रूप से स्पष्टीकरण करते हैं-- 


दंसण-णाण-चरित्तं ज॑ परिणमदे जहृण्णभावेण । 
णाणी_ तेण दु बज्कदि पुग्गलकम्मेण विविहेण ॥ १७२॥ 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र का जधन्य रूप से परिणमन होने पर ज्ञानी के 
विविध प्रकार का पुद््‌गल कर्म के साथ बन्ध होता है 


षट्खंडागम सूत्र के खुद्ाबत्ध खण्ड में कहा है, “सम्माविदठि बन्धावि 
झत्थि श्रबंधा वि भ्रत्थि” ( २।१।३६ )--चौथे गुण स्थान से सयोग केवली 
पर्यत बन्ध होता है । अयोगी जिनकी शपेक्षा सम्यग्दृष्टि श्रबन्धक है । 


जहाँ लोग भविरत सम्यक्त्वी के बन्ध का प्रभाव सिद्ध करते हैं, वहाँ 
भूतबलि स्वामी खद्दाबन्ध में लिखते हैं, “केवलणाणी बन्धावि भ्रत्यि, भ्वन्धावि 
अत्थि” (२।१।२३)-सयोग केवली रूप केवल ज्ञानी बन्धक हैं, श्रयोग केवली 
रूप केबल ज्ञानी भ्रबन्धक है । इस विवेचन से यहू बात स्पष्ट होती है, कि 
जैन दास्त्रों के रहस्य को समभने के लिए स्याद्वाद दृष्टि को नहीं भुलाना 
चाहिए, श्रन्यथा मुसीबत में फंसना पड़ता है । 


यह कथन घ्यान देने योग्य है, कि पंचम काल में धर्म ध्यान रूप 
शुभभाव होता है, शुक्ल॒घ्यात रूप शुद्धभाव की सामग्री का प्रभाव है। धर्म. 
ध्यान रूप शुभभाव होने पर पुण्य का बन्ध होता है। गेहूं का बीज बोने 
वाला यह कहे कि हम इक्षु रूप फल चाहते है, तो ऐसी इच्छा होने मात्र से 
गेहें का बीज इक्षुरूप में नहीं बदल जायगा । इसी प्रकार यदि शुभभाव रूप 
बीज है, तो पृण्यरूप फल प्राप्त हुए बिता नही रहेगा | इच्छानुसार परिवतेन 
नही होगा । 

कदाचित्‌ पुण्य बन्ध से बचने के लिए घुमभाव का परित्याग किया, 
तो अशुभ भाव अर्थात्‌ श्रारतंध्याल, रोद्रध्यात रूप संक्लेश परिणामों के कारण 
पाप का बन्ध ही होगा । प्रवचनसार में कहा है-- 


सुह परिणामो पृण्णं असुहो पावत्ति भणियमण्णेसु । 
परिणामों णण्णगदों दुक्खक्खय कारणं समये ॥ १८५१ ॥। 


( श२ ) 

शुभ परिणाम के शुभबन्ध होता है, अशुभ भाव से पाप का बन्ध 
होता है । भ्रनन्‍्यगत (शुद्ध) परिणाम द्वारा दुःख क्षय होता है, ऐसा भागम में 
कहा है । 

टीकाकार अमृतचन्द्र सुरि कहते हैं “तत्र पुण्य पुदूगल बंध कारणत्यात्‌ 
शुभ परिणाम: पुण्य । पाप पुदूगल बंध फारणत्वाद-शुभ परिणाम: पापस्‌-- 
पुण्यरूप पुदगल बन्ध का कारण होने से शुभभाव को पुण्य कहा हैं। पापरूप 
पुदूगल बन्ध का कारण होने से अशुभ भाव पाप कहा गया है। गृहस्थ के 
शुक्ल ध्यान रूप शुद्धभव असम्भाव है । उसके शुभभाव हो सकता है, नहीं 
तो शअ्शुभभाव श्रनादि श्रविद्याम्यास के कारण हुआ ही करता है। जिस 
गृहस्थ ने परमागम के रहस्य का सम्यफ बोध प्राप्त न कर वीतराग श्रेष्ठ मुनियों 
के द्वारा त्यागने योग्य पुण्य छोडने का पथ पकड लिया, वह व्यक्ति अशुभ- 
भाव के फलस्वरूप श्रपार कष्ट जाल में फंसे बिना नही रहेगा । 


स्पष्टीकरण -- पंचा स्तिकाय की गाथा १०८ की टीका में जयसेनाचार्य ने 
पुण्य-पाष के विषय को इस प्रकार स्पष्ट किया है, “दान पूजा घडावश्यक।दि 
रूपो जीवस्य परिणामों भावपुण्यं, भाव पुण्य निमित्ते नोत्पन्न: सद्रेद्यादि शुभप्रकृति 
रूप: पुदू्गल परमाणु पिंडो द्रव्य पुण्यं । मिथ्यात्व--रागादि रूपो जीवस्था 
शुभ परिणामों भाव पापं; तन्निमित्तेन असद्देय्याय शुभप्रकृति रूप पुदूगल 
पिडो द्रव्य पापं--दान, पूजा, स्वाध्याय, सयम, गुरुपासना तथा तप रूप 
छह भ्रावश्थक रूप जीव के परिणाम भाव प॒ण्य है | भात्र पृण्य के निमित्त से 
उत्पन्न जीव के साता वेदनीय, शुभ आझ्रायु शुभनाम, शुभगोत्र रूप शुभप्रकृति 
रूप पुदूगल परमाणु पिड द्रव्य पुण्य है । मिथ्यात्व रागद्वेष ग्रादि रूप जीव के 
अशुभ परिणाम भाव पाप हैं । भाव पाप के निममित्त से असातावेदनीय, नींच- 
गोत्र, नरकायु, अशुभनाम प्रकृति रूप पुदुंगल पिंड द्रव्य पाप है।” जिस 
गृहस्थ ने पुण्य के कारण का परित्याग कर दिया, उसका क्या परिणाम होगा, 

मर्गसक बात: -- इस विषय में श्री वामदेव रखित भावसंग्रह मे इस 
प्रकार कथन आया है । 


घट्करंभि: किस्माक पृण्य साधन कारण: । 
पुण्यात्प्रजायते वंधों बंधात्संसारता यत: ॥ ६०३ ॥। 

एकान्तवादी कहता है, “हमें पृष्य साधक देवपूजा गुरुपास्ति, 
(गुरुभक्ति) संयम, तप, दान स्वाध्याय रूप षट्कर्मो से लाभ है ? पृण्यसाधक 


( ५३ ) 
सामग्री से पुण्य का बच्ध होता है भर बन्ध होने से संसारता होती है । 


निजात्मानं निरालंब ध्यानयोगेन चिन्त्यते । 
येनेह बंध विच्छेदं कृत्वा मुक्ति प्रगम्यते ॥ ६०४ ॥ 


अ्रवलम्बन रहित ध्यान के योग से हम अपनी शआ्आात्मा का चिंतन 
करेंगे, जिससे बन्ध का क्षय कर मोक्ष पावेंगे । 


निरालंबन शुद्ध श्रात्मा का ध्यान इस काल में मुनियों को भी सम्भव 
नही है। गृहस्थ मूति भादि के समक्ष ध्यान करता है, तो मन बाहर चबक्‍कर 
लगाता है | कवि कौ वाणी सत्य है-- 


माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुंह माँहि । 
मनुआ फिरे बजार में कंसे सुमरन पाँहि। 


भावषसंग्रह के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं-- 


गृह व्यापार मुक्तेन शुद्धात्मा चिन्त्यते यदा । 
प्रस्फुरन्ति तदा सर्वे व्यापारा: नित्य भाविता: । ६०८ ॥ 


मृहस्थी के कार्यों में लगा व्यक्तित जब शुद्ध आत्मा का चितवन' करने 
को उद्यत होता है, तब सदा भावना किए गए लौकिक कार्यक्लाप चित्त के 
समक्ष झा जाया करते हैं । 


चेतावनो :-दान, पूजा, ब्रत आदि पुण्य सम्पादक सामग्री [का (त्याग 
करने वाला पापप्रद कार्यों में उलका रहता है; उससे वह झात्मपतन कौ 
सामग्री का संचय करता है। 


त्यक्त प्‌ ण्यस्य जीवस्य पापाख्नवों भवेद ध्रुव । 
पापबंधों भवेत्तस्मात्‌ पापबंधाच्च दुर्गति: ॥६११॥ 


पुण्य सम्पादक सामग्नी का परित्याग करने वाले जीव के निरन्तर 
पाप का आस व होसमा | अआाज़व रहित भझवस्था ग्रयोग केवलशी भगवान के 
होती है.। पापास् व से पापकर्म का बन्ध होता है । प्पअन्ध के कारण कुगति 
आप्त होती है। 


( ४५४ ) 


कुन्दकुन्द स्वामी ने प्रवचनसार में कहा है कि धर्म से परिणत भात्मा 
का जब शुभोपयोग रूप परिणमन होता है, तब पुण्य बन्ध के फलस्वरूप जीव 
स्वर्ग गमन करता है तथा शुद्धोपयोगी श्रमण मोक्ष प्राप्त करता है। 
शुभोपयोगी को धर्मपरिणत श्रात्मा माना गया हैं। कहा भी है-- 
घम्मेण परिणदप्पा श्रप्पा जदि सुद्धसंपश्रोगजुदो । 
पावदि णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो य सम्गसुह ।॥।१९१॥ 

चारित्र रूप धर्म परिणत आत्मा जब शुद्धोपयोगी होता है, तब 
'निर्वाण सुख प्राप्त होता है। जब धर्म परिणत झ्रात्मा शुभोपयोग परिणत 
होता है, तब स्वर्ग सुख पाता है । 

पुण्य बंध के कारण :-- 
राग्रो जस्स पसत्थों अणुकंपा संसिदो य परिणामों । 
चित्ते णत्यि कलुस्सं पण्णं जीवस्य आसवदि ॥१३५।। 

घमं परिणत सम्यक्त्वी जीव किन कार्यों से पुण्य को बाँधता है, इस 
विषय में पंचास्तिकाय में कहा है-- 

जिसके भअ्रहंत, सिद्ध, साधु में भक्तिरूप प्रशस्तराग है, जिसके परिणामों 
में दीन, दु.खी जीवों के प्रति करुणा रूप अनुकम्पा है, तथा क्रोध, मान, 
माया, लोभ द्वारा जिसकी श्रात्मा में होने वाली कलुषता दूर हो गई है, ऐसे 
जीब के पुण्य का भ्रात्रव होता है । 

पाप के कारण :- 


पापास्नव के कारणभूत झ्रशुभ परिणामों का स्वरूप कुन्दकुन्द स्वामी 
ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


सण्णाओं य तिलेस्सा इंदियवसदा च अट्टरुद्दाणि 
णाणं च दुप्पउत्तं मोहो पावप्पदा होंति' ॥१४०॥ 

तीव्र मोहोदय जनित आहार, भय, मैथुन तथा परिग्रह रूप संज्ञा 
( विषयाशिलाषा ) कृष्ण, नील, कापोत लेध्या, कषाय की व॒द्धि होने से 
इंद्वियों की दास वृत्ति, झातंध्यान, रौद्रध्यान; दुष्ट कार्यों में ज्ञान की प्रवृत्ति 
होना तथा अ्रविवेकपना रूप मोह से पाप का आज्रव होता है । 


अछुभोपयोग में धर्म का लेश भी नहीं पाया जाता है ! धर्म विमुस्क 


( ४४ ) 


तथा सत्कारयों से दूर होकर हीन आ्राचार तथा विचार बाला मरकर कहाँ 
जाता है, इस विषय में प्रवचनसार में कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं-- 
असुहोदयेण झ्रादा कुणरों तिरियो भवीय णेरइयो । 
दुःखसहस्सेहि सदा अभिधुदों भमदि अच्चंतं ॥ 

झशुभोपयोग के फलस्वरूप जीव कुमनुष्य, पद्चु, नारकी होकर हजारे 
व्यथाओं से पीड़ित होता हुभ्रा संसार में निरन्तर अ्रमण करता है । 

विशेष कथन--भाव सग्रह में देवसेन आचाये ने एक विद्येष बात 
लिखी है-- 
पुण्णं पुव्वायरिया दुविहं अ्क्खंति सुत्त उत्तीए । 
मिच्छत्त-पउत्तेण कयं विवरीयं सम्मत्तजुत्तेण ।१३९९॥ 

परमागम में पूर्वाचार्यो ने दो प्रकार का पुण्य कहा है, एक मिथ्यात्वी 
द्वारा संचित, दूसरा सम्यक्त्वी द्वारा संचित पुण्य । 

मिथ्यादृष्टि का पुण्य संसार परिश्रमण का हेतु है कहा भी है-- 
कच्छिमभोए दाउं पुणरवि पाडेइ संसारे ॥४०२॥ 

पुण्य मिथ्यात्वी को कृत्सित भोग प्रदान कर पुनः संसार में गिरा 
देता है । 

सम्यक्त्वी का पुण्य:--सम्यक्त्वी जीव का पुण्य कंसा होता है, इसे 
कहते हैं-- 
सम्मादिट्टी पुण्णं ण होई संसारकारणं णियमा । 
मोक्‍्खस्स होइ हेउ जइवि णियाणं ण सो कुणई ॥॥४०४॥। 

सम्यक्त्वी का पुण्य रुसार का कारण नहीं होता है। यदि वह मिदान 
नही करता है, तो वह पृण्य परम्परा से मोक्ष का हेतु होता है । 

तीर्थथर भगवान को सर्वप्रथम श्राह्मर देने वाला ऐसी झ्रलौकिक 
पुण्य सम्पत्ति का स्वामी होता है, कि वह उस भव में श्रथवा तीसरे भव में 
मोक्ष प्राप्त करता है। जहाँ मिथ्यात्वी जीव संचित पुष्य के फल से वेभव 
धनादि को पाकर मान कषाय के श्राधीन हो अनथे पुर्ण कार्यों को करने तथा 
अ्रन्य॒ पाप सम्पादक प्रवृत्तियों मे लगकर श्रागे कुगरति में जाता है, वहाँ 
सम्यरदृष्टि जीव समूद्धि वैभव को पाकर उसका उपयोग रत्नत्रय पोषक कार्यों 
में लगाता हुआ श्रस्युदयी को प्राप्त करता हुआ्ना साक्षात तीर्थंकर झ्ादि का 
समागम पाकर भोगो से विरक्‍्त हो चक्रवर्ती भरत महाराज के समान मुनि 
अवस्था को प्राप्त करता है तथा साम्यभाव के प्रसाद से मुक्ति श्री का 
स्वामी बनता है । 


( ४६ ) 


शंका--पुण्य कमें का भेद है। कर्म झ्रात्मा का घत्रु है, प्रतः सोक्ष- 
मार्ग में पुण्य का कोई भी उपयोग नहीं हो सकता। आत्म पौरुष के द्वारा 
जीव मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करता है । 

समाधान--पुण्य के विषय में अनेकांत दृष्टि से काम लेना होगा । 
पुण्य प्रनात्म वस्तु है, उससे आात्म हित नहीं हो सकता यह बात एक श्रपेक्षा 
से ठीक है। दूसरी दृष्टि से मोक्ष के लिए पृण्य की भी बहुत श्रावश्यकता 
है. । एक उदाहरण है--एक लकड़हारे को जंगल काटना था । क्ल्हाडी उसने 
प्राप्त कर ली, किन्तु कुल्हाड़ी के बैंट के लिए लकड़ी प्रावश्यक थी । उसने 
जंगल के बुक्षों से कहा, आपके पास काष्ठ का अ्रक्षय भंडार है । मुझ गरीब 
को एक छोटी सी लकड़ी देने की कृपा करें । उसकी प्रार्थना पर एक वृक्ष ने 
लकडी का टुकडा दें दिया । उस काष्ठ का संयोग पाकर लकडहारे ने सारा 
जंगल समाप्त कर दिया । इसी प्रकार मोक्ष हेतु मनुष्यायु, उच्चगोत्र, वज्ज 
बृषभनाराच संहनन युक्त शरीर तथा सातावेदनीय रूप पुण्य कर्म जरूरी 
है । श्राज पंचमकाल में यदि वज्र वृषभनाराच संहनन रूप सामग्री मिल 
जाती, तो पुछ॒षार्थी बीतराग मुनिराज शुबलध्यान तथा शुद्धोपयोग द्वारा 
कर्मों का नाशकर मोक्ष गए बिना न रहते । इससे पुण्य कर्म को कथ्थ॑चित्‌ 
उपादेय, कथंचित्‌ भ्रनुपादेय मानना उचित है । 


मुनिराज सब परिग्रह का त्यागकर तथा युण्योदय से प्रदत्त सामग्री 
त्यागकर रत्नत्रय धर्म की साधना करते हैं। गृहस्थ की स्थिति दूसरी है । 
उसका मन भोगों तथा विषय वासना में फेंसा है; उसका सारा समय प्राय: 
धन संचय तथा इद्रियों की तृथ्ति करने के कार्यों में लगता है । यदि उसके 
पास पूर्व संचित पृष्य का भण्डार हे, तो प्रल्प प्रयत्न द्वारा उसको काम्य 
सामग्री प्राप्त हो जाया करती है। कदाचित पुण्य की सामग्री नही है, तो 
दिन रात श्रम करने पर भी वह आवश्यक सामग्री नही पाता हैं। जिसके 
पास पुण्य है, वह सवेत्र सुरक्षित रहा करता है। आचाय॑ करते हैं-- 
वने रणे शत्रु जलारिन मध्ये महाणंवे पर्वत मस्तके वा । 
सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थित वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि ।। 

बन में, युद्ध में शत्र, जल, अग्नि से घिर जाने पर, महासमुद्र में 


पर्वत के शिखर पर, सोते हुये, प्रमत्त दशा में, विकट परिस्थिति में पूर्व 
संचित पुण्य राशि रक्षा करती है। 


( ५७ ) 


चारित्र मोहोदय से महात्रती बनने में असमर्थ गृहस्थ को आगम में 
ऐसा मार्ग बताया है, कि उसका श्राश्नय लेने से वह अश्रम्युदयों का स्वामी 
होते हुए क्रमश: भ्रात्मविकास की साधन सामग्री भी प्राप्त कर लेता है; 
तथा अनुकूल सामग्री पाकर वह वीतराग मुनि होकर शुक्लध्यान रूपी प्रचण्ड 
अरिन में पुण्य-पाप सभी कर्मो को भस्म कर मोक्ष प्राप्त करता है। 


कर्मों के विनाश का यथार्थ मार्ग ध्यान है। उस ध्यान की उज्ज्वलता 
पर श्रात्म का विकास निर्भर है । जयधवला टीका में वौरसेन स्वामी ने 
कुन्दकुन्द स्वामी की यह गाथा रमणसार से उद्धृत की है--- 


णाणिण भाणसिद्धी काणादों सव्बकम्मणिज्जरणं ॥ 
णिज्जर फल च मोक्ख णाणाब्भा सं तदो कुज्जा ॥१५७।॥। 


ज्ञान द्वारा ध्यान की सिद्ध होती है, ध्यान से सम्पूर्ण कर्मों की 
निज रा होती है, निर्जरा का फल मोक्ष है, भ्रतः: ज्ञानाम्यास करना चाहिए । 


जिस ग्रात्मा को पुण्य का नाश करना है उसे शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि 
प्रज्वयलित करनी होगी । पचास्तिकाव में कहा है-- 


जस्म ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोग परिकम्मो । 
तस्म सुहासुह डहणो फ्राणमञ्नो जायए अगणी ॥१४६॥ 


जिसके राग, द्वेप, मोह का अभाव हो गया है; जिसके योगों का 
निरोध हो चुका है, उसके शुभ तथा अशुभ अथवा पुण्य एवं पाप का नाश 
करने वाली ध्यानमयी श्रग्नि प्रदीप्त होती है । ऐसी भ्रग्नि चौदहवें गुणस्थान 
में प्राप्त होती है । 


पाप परित्याम की प्रावश्यकता -- 


चोरी, जुआ, सुरापान, वेश्यासेवन, परस्त्री सेवन, शिकार खेलना 
तथा मांस भक्षण रूप सप्तव्यसन रत व्यक्ति का मलिन सन, प्रात्मा का 
ध्यान तो दूर की बात है, सामायिक करने की भी सामथ्यं रहिद हो जाता 
है। एकान्तवादी जिन पद्मनंदिआाचायं की सिद्ध पूजा को बड़े प्रेम और 
झादरभाव से पढ़ता है, उन महृषि ने पद्मनंदि पंचविशतिका में कहा है--- 


( ४८ ) 


सामायिकं न जायेत्‌ू व्यसन म्लानचेतसः । 
श्रावकेण ततः साक्षात्त्याज्यं व्यसन सप्तकम्‌ ।। 


व्यसनों से मलिन चित्त व्यद्धि के सामायिक ( आत्मचियन ) नहीं 
होता है; भरत: श्रावक को सप्त व्यसनों का त्याग करना चाहिए । 


सुक्ष्मता से विचार किया जाय, तो कहना होगा जेनधर्म कौ श्राचार 
शुद्धि का मूल लक्ष्य मनोशुक्ति के लिए सामग्री प्रस्तुत करना है। कुन्दकुन्द 
स्वामी ने प्रवचन सार में कहा है कि विगम्बर श्रमण हुए बिना सम्पूर्ण दुःखों 
का क्षय नहीं होता । 


पडिवज्जदु सामण्णं जदि इच्छदि दुक्ख परिमोक्‍्खं ॥२०१॥ 


यदि दुःख से पूर्णतया छुटकारा पाना चाहते हो तो श्रमण पद 
(मुनिपना) को स्वीकार करो । 


गृहस्थ जीवन का ईमानदारी तथा बारोकी के साथ अन्तः परीक्षण 
किया जाय, तो कहना होगा, कि वहाँ यथार्थ हित सम्पादन सम्भव नहीं है । 
शास्त्र मे कहा है-- 


प्रतिक्षणं इंद्रशतात चेतसां तथा दुराशाग्रह पीडितात्मनाम्‌ । 
नि्ताम्बनी लोचन चारु संकटे गृहाश्रमे नश्यति स्वात्मनों हितम्‌ ॥ 


च 


गृहस्थ की अवस्था में मानव सच्चा श्रात्महित सम्पादन नहीं कर 
पाता है | प्रशिक्षण हजारों प्रकार की चिन्ताये पीडा देती रहती हैं, दुराशा- 
रूप क॒ग्रह व्यथा दिया करता है। स्त्री के नयन रूप मोह वर्धक सामग्री 
गृहस्थ की घेरे रहती है । आत्मस्वरूप का चितवन करने की उपयुक्त सामग्री 
के अभाव में श्रात्मध्यान की चर्चा आकाश के पुष्पों की माला बनाने की 
मधुर किन्तु विवेकविहीन कल्पना मात्र है। 


ध्यान की सामग्री :-तत्वानुशासन में कहा है--- 


सग त्याग: कषायाणां निम्नहो ब्रत घारणं । 
मनोक्षाणां जयइचेति सामग्री ध्यान जन्मने |। ७५ |। 


( *&६ ) 


सम्पूर्ण परिग्रहों का त्याग करना, क्रोधादि कषायों का दमन करना, 
ब्रतों का धारण करना, मन तथा इन्द्रियों को वहा में करना ध्यान घारण 
करने की सामग्री है । 


ज्ञान वेराग्य रज्ज्ूभ्यां नित्यमृत्पथ वर्तिन: । 
जित चित्तेन शक्यन्ते धत्‌ मिन्द्रिय वाजिन: ।। ७७ ।। 


जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह सदा क्‌मार्ग गामी 
इन्द्रिय रूपी घोड़ों को ज्ञान तथा वैराग्य रूपी रस्सियों द्वारा नियंत्रण में 
रख सकता है । 


उपयोगी शिक्षा -- 


गृहस्थ अपनी मर्यादा, श्रसमर्थता तथा पात्रता का ध्यान न कर 
पंचमकाल के घमंध्यान रूप शुभभाव धारण करने की योग्यता सम्पन्न 
मुनियणों से भी झागे बढ़कर पृण्य क्षय की कल्पना करता हुआ धर्माचरण की 
गया में अपने मन को स्तान न कराकर पापरूपी बतरिणी में गोता लगाता 
है. तथा शान्ति के पथ से सुदूर होता जाता है । अध्यात्म विद्या के पारदर्शी 
महपषियों ने जीवन शोधन हेतु पाप परित्याभ का सर्वप्रथम उपदेश दिया 
है । मानब का कत्तंव्य है, कि वह अपने गौरवपूर्ण नाम के अनुरूप पापरूपी 
अग्निदाहु से स्वयं का रक्षण करे। महान विद्वान्‌ बनने की झाकांक्षा रखने 
वाला सर्वप्रथम शिशु वर्ग की कक्षा में अम्पास करता है । जिन्होने संयम 
तथा प्रात्मदर्शन द्वारा भ्रपनी भ्रात्मा को समलंकृत किया है, उन मुनिजनों 
के चरणों की अपने मनोमन्दिर में पूजा करता हुआ जो गृहस्थ पाप प्रवृत्ति 
का त्याग करता है, तथा जिनेन्द्र की भक्ति गंगा में डुबकी लगाकर मन को 
स्वच्छ बनाता है, वह सच्चा मुमुक्षु बतकर श्रात्मविकास के पथ पर प्रगति 
करता है | 


गृहस्थ के कर्मों का आाश्रव सदा होता है तथा होता रहेगा * यदि 
पापप्रवृत्ति का त्याय हुआ, तो पाप का आाश्चव न हो पृण्य का आश्र व होगा 
तथा सचित पापराशि का क्षय होगा । कदाचित परापाचार का पथ पकड़ा 
तो पुण्यास्नव बन्द हो जायेगा, तब वह पाप का उदय झ्ाने पर नरक में कष्ट 
पायेगा | जेंनधर्म में किसी भी जीव को रियायत नहीं दी गई है । श्रागामी 


( ६० ) 
महापद्म तीर्थकर होने वाले क्षायिक सम्यक्त्वी महाराज श्रेणिक का जीव 
पूर्व में मुनि के गले में सर्प डालने की पाप प्रवृत्ति के कारण नरक में कष्ट 
भोग रहा है। ऐसी स्थिति में श्रावक को सर्वज्ञ शासन में प्रगाढ़ श्रद्धा घारण 
कर पूजा पब्रादि छह श्रावश्यक कर्मो के द्वारा नरभव सफल करने की दिश्षा में 
पूर्णतया उद्यत रहना चाहिए । 


सत्पथ--स मन्तभद्र स्वामी ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया है । गृहस्थ 
सम्पत्ति के पीछे चक्‍्कर,लगाता फिरता है। यदि उसने प्रहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, 
श्रचौय तथा अपरिग्रह का रास्ता पकड़ा तो गरीब होते हुए भी वह 
समृद्धि के शिखर पर पहुंचेगा । ऐसा न कर यदि चोरी, हिंसा, बेइमानी, 
युराचार की प्रवृत्ति में वह लगा, तो पास की सम्पत्ति का क्षय होकर वह दुःख 
की ज्वाला में स्वयं को भस्म कर देगा । 


जैनधर्म स्थाद्वादी है | गृहस्थ का कत्तेव्य है कि बह पाप परित्याग के 
प्रथ का पथिक बने | सर्वोदिय तोर्थ के प्रणेता जिनेश्वर का कथन है कि 
दुर्गंति में पतनकारी पाप प्रवृत्तियों से श्रपनी रक्षा करे और दान पूजादि 
सत्प्रवृत्तियों का आश्रय ग्रहण करे । 


निष्कर्ष --इस काल में तद््भवमोक्षणामी चरमशरीरी मनुष्य नहीं 
होते | शुक्लध्यानरुप शुद्धभाव का प्रभाव है । धर्मध्यान रुप शुभभाव ही हो 
सकेगा | भावलिंगी महामुनि इस काल में सातवें गुणस्थान से ऊपर नहीं 
पहुँच पाते हैं। उनके कर्मों का श्रास्तव होता रहता है। वे मिथ्यात्व भर 
अविरति रूप आखत्रव के कारण रहित है, किन्तु प्रमाद, कपाय तथा याँग- 
जनित उनके कर्मों का आगमन नही रुक सकता अ्रसंयमी सम्यकत्वी गृहस्थ 
के अविरति भ्रादि जनित आख्रव हो जाता है। श्रुत केवली भद्रबाहुस्वामी भी 
चरमशरीरी न होने से धर्मध्यान द्वारा पृषण्य का सचय कर देवगति को प्राप्त 
हुए । इस विषय मे तत्त्वानुशासन का कथन ध्यान देने योग्य है । 


तथाह्य चरमांगस्य ध्यानमम्यस्यतः सदा । 
निर्जरा संवरश्च स्थात्‌ सकलाशुभकमंणाम्‌ ॥ २२५ ॥ 


अचरमशरीरी सदा ध्यान के प्रभ्यासी योगी के ग्रशुव कर्मों की 
बनिजंरा तथा संबर होता रहता है। 


( ६१ ) 


आखवंति च पृण्यानि प्रचुराणि च प्रतिक्षणम । 
ये: महधि: भवत्येषः त्रिदश: कल्पवासिषु ॥ २२६ || 


उस योगी के प्रतिक्षण महान पुण्य कर्म का श्राखव हुआ करता है, 
उस पुण्य के प्रसाद से वह कल्पवासी देवों में म्ाधिक देव होता है । 


ततोवतीय मरत्येंपि चक्रवर्त्यादिसंपद: 
चिरं भुकत्वा स्वय मुक्त्वा दीक्षां देगंबरीं श्रित: ॥ २२७ ॥। 


स्वर्ग से चयकर वह चक्रवर्ती श्रादि की सम्पति का चिरकाल पर्यत 
भोगकर उसे स्वयं त्याग करके दिगम्बर दीक्षा को धारण करता है । 


वज्ञकाय: स हि ध्यात्वा शुक्ल ध्यानं चतुविधम्‌ । 
विधूयाष्टापि कर्माणि श्रयतेमोक्षमक्षयं ।। २२९ 


वज्भवृषभ संहनन घरी वह मुनि चार प्रकार के शुक्लष्यातों का ध्यान 
करके तथा ग्राठ कर्मो का क्षयकर के अविनाशी मोक्ष को प्राप्त करता है । 


इस प्रकार का जीवन वृत्त विवेकी सम्यरज्ञानी व्यक्ति का रहता 
है । देश काल, परिस्थिति, सहतन आदि को ध्यान में रखने बाले ज्ञानी 
गृहस्थ सच्चेदेव, गुरु तथा शास्त्र की श्रद्धा करके पाप परित्याग तथा संचय के 
पथ पर प्रस्थित होते हैं । पाप-पुण्य का क्षयकर सिद्ध पदवी पाना उनका झंतिम 
साध्य रहता है, किस्तु प्रारम्भिक स्थिति में कषायादिवश कर्म राशि श्राती 
है, उसमें से प्रथम काये पापास्रव को रोकना तथा अशुभ की निजरा का 
प्रयत्न करते जाना है तथा पृण्य सम्रह करना है । पाप की बैतरिणी में डुबकी 
जगाने वाले गृहस्थ का पुण्य बन्ध का विरोध करता एकान्तवादी का काम 
है। स्याद्वादी कर्मों के क्षय हेतु प्रथम पाप क्षय के रास्ते को स्वीकार करता 
है । इस पंचम काल में आत्मा को हिसादि पाप कार्यो के परित्याग तथा दान 
चूजा झादि सत्कार्यों को प्राथमिकता देना उचित है। 


चेतावनी --क्न्दकुन्द स्वामी सचेत करते हैं-- 
असुहादो णिरयाऊ सुहभावादो दु सर्गसुहमाओ । 
दुहसुहभाव जाणइ ज॑ ते रुच्चेइ तं कुज्जा ॥ ५२ ॥ रयणसार । 


( ६२ ) 


अशुभभाव से नरकायु का बन्ध होता है, शुभभाव से स्वर्ग सुखप्रद 
भ्रायु का बन्ध होता है। इस तरह नरक में दुःख तथा स्व में सुख जीद को 
अशुभ तथा शुभभाव से मिलते हैं । जो बात त्‌के रुचे उसे तू कर ।" 


१. प्रन्य धर्मों में भी पाप को दु :खप्नद तथा त्याज्य कहा है। 
पुण्य जीवन को सुख जनक तथा पालने योग्य माना है। बौद्ध ग्रन्थ धम्मपद 
में कहा है--श्रावस्ती में एक चुन्दसुकरिक गृहस्थ था। उसने जीवन भर 
सुकरों का क्ध किया। श्रन्त में सूकर की तरह चिल्लाते हुए मरकर वह 
नरक में उत्पन्न हुआ | इस' प्रसंग परबुद्ध ने कहा -- 


इध सोचति पेच्च सोचति पापकारी उभयत्य सोचति ॥| १-१० ॥ 
पापी इस लोक में शोक करता हे; परलोक में मी शोक करता हैं । 
'पापी उभय लोक में शोक करता हैं । 


श्रावस्ती में एक धामिक उपासक था। उसने जीवन भर 
पुण्य कर्मों को करके मरकर देव लोक में जन्म लिया। इस बात पर बद्ध ने 
भिक्षय्रों से कहा[-- 


इध मोदति पेच्च मोदति कत पुञ्जों उभयत्थ सोचति ॥ 
इच मोदति सोपमोदति दिस्वा कम्मविसूद्धिमत्तनो ॥ १-११ ॥ 


पुण्य कर्म करने वाला इस लोक में आनन्द पाला हैं, परलोक में भी 
सुखी होता है वह दोनों लोकों में मुदित होता हे । चह अपने विशुद्ध कर्मों 
को देखकर मोद करता है । श्मोद करता हैं ( धम्मपद ५९ ) 


विद्व के धर्मों का साहित्य इस का समर्थन करता हैं, कि पापी 
व्यक्ति हीत अवस्था को पाकर दु:ख भोगा करता हैं । जो पाप का परित्याग 
कर पुण्य जीवन व्यतीत करता है, वह दोनों लोकों में सुख पाता है । 
सदाचार को प्राण मानने वाला स्वयं सूखी रहता हैँ तथा विश्व को भी 
आनन्द प्रदान करता है । 


स्थाद्वाद चक्र 


अत्यंतनिशित धारं दुरासद॑ जिनवरस्थ नयचत्रम्‌ । 
खण्डयति धार्यमाणं मूर्धानं भटिति दुविदग्धानाम्‌ ।' 


यह जिनेदबर का स्याद्ाद चक्र (नयचक्र) महान कष्ट से प्राप्त होता 
है । इस चक्र की धार प्रत्यन्त पैनी होती है। इसको घारण करने वाला 
अत्यन्त शीघ्र मिथ्याज्ञान के प्रहंकार युक्त व्यक्तियों के मस्तक को विदीणर्ण 
कर देता है। श्रर्थात यह उनके मिथ्याज्ञान का क्षय कर देता है । 


संसार में तीन सौ तिरेसठ प्रकार की मिथ्या मान्यताभों वाले मु 
जीव अविवेक तथा मिथ्यात्व से प्रेरित हो अपनी झात्मा को कुगति में डालते 
हैं तथा दूसरे भी प्रमभागे प्राणियों को वे कृपथ में लगाते हैं । वे “अंघे गुरु, 
लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला”; यह कहावत चरिताथथ करते हैं। 


एकान्तवाद की महामारी जैन समाज में फैल रही है और समाज 
का अ्रहित कर रही है । एकान्तवादी वर्ग को स्याद्गाद चक्र की शक्ति को 
स्मरण कर विवेक .से काम करना चाहिए। मिथ्यात्वी के पतन की बात 
उनके ध्यान में रहनी चाहिए। 


[ एकान्तवादी लोग अनेक प्रकार की कपोल कल्पित श्रागम 
बाधित बातों का प्रचार कर मिथ्या ज्ञानकी ओर जनसाधारण 
के मन को मोड़ा करते हैं। हमने कुछ प्रश्नों का उल्लेख कर उस 
सम्बन्ध में आगम की दृष्टि समाधान रूप में प्रस्तुत की है। 
जैनधर्म के रहस्य को समभने के लिए स्याद्वाद दृष्टि का अवलंबन 
लेना बुद्धिमत्ता है । वही सच्चा मार्ग है। एकान्त पक्ष कुगतिप्रद 
है। यह जिनेश्वर का स्याद्वाद चक्र एकान्तवाद का नाश करता है।] 


( छह ) 


( एंड) 


शंका--कानजी पंथी रण्डली में अनेक अद्भुत बातें प्रचारित होती 
रहती हें | वहाँ कहा जाता हैं कि कुन्दकुन्द स्वामी विदेह गए थे तथा सीमंधर 
तीर्थंकर की दिव्य वाणी सुनने के पश्चात्‌ समयसार रूप श्रेष्ठ झास्त्र उन्होंने 
बनाया । इससे एकान्तवादी वर्ग उस महाशास्त्र को ही अपनी सर्वोक्ष्य निधि 
मानते हैं, तथा अ्रन्य शास्त्रों के प्रति हीनता की भाववा रखा करते हैं । 


समीक्षर--क्न्दकुन्द स्वामी विदेह गए या नहीं, इस' चर्चा से यहाँ 
प्रयोजन नही है । प्राचीन शिलालेखों में कुन्दकुन्द स्वामी की तरह पुज्यपाद 
स्वामी के जिदेह गमत की चर्चा हैँ । श्रमणबेल गोल के १०२ न० के शिला- 
लेख में पुज्यपाद स्वामी के बारे में कहा हैँ देव पूजित: वे देव पूजित थे । 
'बिद्देह-जिनदर्शन पूत गात्र:---विदेह के जिनेश्वर के दर्शन से उनका शरीर 
पवित्र हो चुका था। “अप्रतिभोषर्धाद:--लोकोत्तर औपधि ऋद्धि से वे युक्त 
थे। यत्यथाद धौतजल स्पर्शात्‌ कालायस किल' तदा कनकी चकार'---उनके चरण 
के प्रक्षालन से प्राप्त जल के स्पर्श द्वारा लोहा स्वर्ण हो जाता था। इससे 
यह प्रतीत होता है, उस पुरातन युग में विज्वेष सिद्धि सम्पन्न अनेक साधुरत्त 
हो गए है जिनका हमें पता नहीं हूँ | पूज्यपाद स्वामी की श्रेष्ठ श्रुत सम्पत्ति 
का बोध उनकी श्राष्यात्मिक रचना इष्टोपदेश, समाधि शतक के सिवाय 
सर्वार्थसिद्धि, जैनेन्द्र व्याकरण श्रादि से होता हे । अतः विदेह गमन करने से 
प्राप्त महत्ता कुन्दकुन्द स्वामी के समान पृज्यपाद महपि को भी प्राप्त होती 
हैं श्रोर उनकी रचनाश्रों की भी विशिष्टता ध्यान में श्राती है । 


यह बात विशेष चितनीय हैं कि समयसार यदि विदेह यात्रा के पश्चात 
रचित होता, तो कुन्दकुन्द स्वामी उस ग्रन्थ को सुयकेवली भाणीय भ्रर्थात 
श्रुत केवली कथित न कहते। उन्होंने समयसार के मगलाचरण में कहा है-- 


वोच्छामि समय पाहुंड मिणमो सुयकेवली भणियं ॥ १ ॥ 


में (कुंदकुद) श्रुत केवली (भद्रबाहु गुरु)कथित समयसार को कहता हूँ । 
केवली शब्द के पूर्व मे श्रुत' शब्द सर्वज्ञ केवली का निराकरण करता हैं । जैसे 
धोड़ाशब्द के पूर्व यदि सफेद विशेषण लगा हो, तो उससे श्याम वर्णीय भ्रवक का 
निराकरण हो जाता है परोक्षज्ञानी श्रुतकेवली प्रत्यक्षज्ञानी केवली से भिन्न है। 


( ६१ ) 


शंका--कुन्द शुन्द स्वामी ने छन्दशास्त्र की कठिनतावश श्र्‌ तकेवली 
शब्द का उपयोग किया । 


समाधान--यदि काव्य श्ञास्त्र की कठिनाई थी, तो “वे केवलि सुथ- 
केवली भणियं”' दाब्द का प्रयोग कर सकते थे । नियमसार के मंगलाचरण के 
अनुसार वे उपरोक्त रूप में कह सकते थे । नियमसार में उन्होंने कहा है-- 


“बोच्छामि णियमसारं केवलि सुयकेवली भणिद ॥। 








इससे इस बात की अझसत्यता स्पष्ट हो जोती है, जो कानजी महोदय 
कहा करते हैं कि समयसार साक्षात्‌ तीर्थथर की वाणी सुनने के बाद रचा 
गया है । सम्यक चिंतन इस कथन को झूठा प्रमाणित करता है। 


कानजी पंथी पत्र “झ्ात्मप्र्म” में छुपा था, कि कुन्दकुद 
स्वामी विदेह गये थे, तत्र कानजी राजकुमार की पर्याय में समवशरण में थे । 
(विदेह भे शरीर की ऊँचाई ५०० घनुष होती है। भ्रत: वे राजकुमार उतने 
ही उच्च शरीर के रहे होगे ।) समवह् रण में श्रनेक अंगपुर्व के ज्ञाता, श्रनेक 
ऋषिधारी महामुनि आदि भी थे, किन्तु राजकुमार की कुन्दकुन्द स्वामी पर 
ही विशेष दृष्टि रही श्रांई । “श्रात्मधर्'' पत्र कहता है, “कुन्दकुन्द आचार्य 
वहाँ आठ दिन ठहरे थे ।*' 


समीक्षा--साक्षात्‌ तीर्थंकर का सानिध्य पाकर भरत क्षेत्र से विदेह 
जैसे सुदूरवर्ती प्रदेशों मे पहुंचकर केवल श्राठ दिन पर्यत वहाँ आवास कर 
कुन्दकुन्द स्वामी का जहीघ्र मरत क्षेत्र को बापिस लौट थाने का कथन, यह 
घ्वनित करता है कि कानजी बाबा की बात सत्य की कसौटी पर कसते 
लायक नही है । कसौटी पर सोना कसा जाता है, दीत का टुकड़ा नहीं । कोई 
भा समक्दार भआझ्रादगी सोच सकता है, कि श्रेष्ठ भ्रात्म-कल्याण के 
साधत को पाकर विवेकी व्यक्ति अधिक से अभ्रधिक काल यापन कर 
स्वहित संपादन करता है। दक्षिण भारत के यात्रा करने वाले साधु जब 


(६ ६६ ) 


शिखरजी पहुँचते हैं, तो वे वहाँ ग्रधिक से भ्रधिक समय देने का प्रयत्न करते 
हैं। संघ के संचालक का गृहस्थ होने के कारण कदाचित शिखरजोी में अधिक 
झुकना सम्भव न भी हो, किन्तु विदेह में रुकने में कोई भी बाधा नहीं थी, 
कारण कोई सघ संचालक नही था । मुनीश्वर होने से कोई लौकिक भ॑कट 


भी नहीं हो सकती । 


गहरा साया जाल--यदि कानजी बाबा को विदेह में प्रपती राज- 
कुमार पर्याय, चपा बहिन भ्रादि का उनकी ल्त्री होना स्मरण हैं, तो यह 
भी तो स्मरण होगा कि दिव्यध्वनि की भाषा प्राकृत, श्रपश्रंश थी या वह 
श्रनक्षरी थी । कितने बार दिव्य ध्वनि खिरती थी। मुख्य प्रशनकर्ता 
गृहस्थ का क्‍या नाम था, मुख्य गणघर कौन थे ? विदेह के लोगों की ऊंचाई, 
भोजन आदि के बारे में भी जाति स्मरण उदबोधत करा देता। इस विषय 
मे वे चुप है। भ्रतः जाति स्मरण झादि की बात शत प्रतिशत अ्रसत्य तथा 


कल्पना-जाल मात्र है । 


तीथंकर सीमंधर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर प्रात्मज्ञान 
प्राप्त करने वाला सम्यक्त्वी नियम से स्व जाता, कारण श्रविरत गुण- 
स्थानवर्ती सम्यकत्वी मनुष्य मरण कर स्वर्ग ही जाता है, यदि उससे आयु- 
बन्ध नहीं किया है । मनुष्यायु का बंधक मानव मरकर भोगभूमिका मनुष्य 
होता, तथा सौराप्ट्र में जन्म घारण नहीं करता । 


यह बात भी विचारणीय है कि विदेह में दीर्घायु मनुष्य होते हैं; 
जिनकी एक कोटि पूव॑ प्रमाण आयु झागम में कही है। आ्राश्चयं है कि दो 
हजार वर्ष के भीतर ही तथाकथित राजकुमार ( वर्तमान स्वामीजी ) विदेह 
से यहां मरणकर कैसे आ गए ? शिष्या चंपावेन का भी शीघ्र मरण विदेह में 
कैसे हो गया ? यह याद है क्‍या ? 


यह भी साचना चाहिए कि, तीर्थकर के चरणों के समीप 
तत्वज्ञान रूप श्रमृतपान करने वाला जन्म से सम्यवत्वहीन परिवार मे कैसे उत्पन्न 
हुआ भर कैसे बहुत समय तक मिथ्या साधु बनकर उस जीव ने धर्म के विपरीत 
प्रार किया ? यदि पूर्व वे उच्च संस्कार होते, तो वह व्यक्ति इंद्धियों की 
दासता को छोडकर हीत प्रवृत्ति के त्यागरूप सदाचार को अवश्य ग्रहण 
करता । उदाहरणा्थ आचार्य झातिसागर महाराज पूवेभव के उच्च सस्कारी 


( ६७ ) 


अ | इससे बचपन से द्वी उनके मन में वैराग्य के भाव विधमान थे और वे 
दीक्षा लेकर मुनि बनना चाहते थे, यद्यपि अपने पिता श्री भीमगौड़ा पाटील 
के कहने से बहुत समय तक गृह त्याग नही कर सके थे । 


कानजी पंथी वर्ग में मिथ्या बातें प्रचारित की जाती हैं । जिससे 
उनके पंथ का अ्रधिक प्रचार हो । 


श्रात्मधर्म के कानजी (४७वों) जयन्ती अंक में श्रनेक प्रसत्य बातों का 
वर्णन पढकर भ्राश्चर्य होता हैं कि भपने मिथ्यात्व प्रेरित पक्ष को पुष्ट करने 
के लिए किस प्रकार माया तथा असत्य का आश्रय लेते है। कानजी अपने 
'मक्तो से कहते हैं “मेरा यह भव तीथंकर प्रकृति का बन्ध” करने से पूर्व का 
भव है अर्थात्‌ प्रमले मनुष्य भव में तीर्थकर प्रकृति का बन्ध होगा। साक्षात्त्‌ 
तीथैंकर भगवान के समवधरण में चंपा बहिन ने यह बात सुनी है। गुर देव 
में चंपा बहिन से कहा, बहिन यह हकीकत सत्य है। मुझे भी कई बार ऐसा 
मास होता था उसका स्पष्ट हल नहीं मिलता था। उसका अर्थ समर में 
आया, कि मैं तीर्थंकर का जीव हूँ ।” 


वे अपने जीवन के बारे में बताते हैं “१७ वर्ष की उमर में रामलीला 
देखकर उनके हृदय में वैराग्य की मस्ती चढ गई। विक्रम संवत्‌ १९७८ में 
ज्येष्ठ कृष्ण ग्रष्टमी के दिन स्वाध्याय करके वे लेटे, तो श्रोंकार ब्वनि का नाद 
व साढ़े बारह करोड़ बाजों की ध्वनि का स्मरण हुझा ।” (पृष्ठ १८) 
तीर्थंकर के साथ' लेख में एक भक्त इस प्रकार स्तुति करता है, “उनका 
वर्तमान जीवन देखो, तो चेतन्य भगवान की भनक से भरा है। उनका 
भावी जीवन देखो तो भगदान से सम्बन्धित । यदि हम ज्ञान को मात्र चार- 
भव तक लम्बाकर देख सर्क तो हमें ग्रुरुेव के बदले में साक्षात्‌ 'सूर्य 
'के समान तेजस्वी तीर्थकर के दर्शन होते हैं (पृष्ठ २४)” । एक अविवेक 
मूति भक्त लिखता है “अनत तीर्थंकर हो गये, मगर अपने तो मुरुदेव श्री 
सबसे अधिक है ।' (पृष्ठ ४२) आजकल अनेक व्यक्ति स्वय्य को भगवान 
कहकर झपनी पूजा करवा रहे हैं । 


यादि पाठड गहराई रे सोचे, तो उपरोक्त बाते मोह रूपी मदिरा 
पीने बालो को बढ़क सदण है । मिथ्यात्व का आश्रय लेन वाला, मिथ्यात्य 
का प्रचार करने वाला एकान्तवादी का आगाती भव श्रंघकार पूर्ण ज्ञात 


( ६८ ) 


होता है। इस प्रसंग में महापुराण का यह कथन वस्तु-स्थिति को समझने 
में विशेष लाभप्रद रहेगा । भगवान ऋषभदेव दश भव पूर्व महाबल नाम के 
राजा थे । उनके चार मंत्री थे। आगम पक्ष का समर्थक स्वयं बुद्ध मन्‍्त्री 
कुछ उच्चभव धारण कर मोक्ष गए। मिथ्यात्व का सम्रन' करने वाले 
सहामति भ्रौर संभिन्नमति मंत्री द्य निमोद में गए। शतमति भिथ्यात्व के 
परिपाक से नरक गया, “गतः शतमति: दृवश्रं मिथ्यात्व परिपाकत;” 
(१०-८५) | इस सम्बन्ध में सहाकवि जिनसेन स्वामी कहते हैं । 


तमस्यंधे निमज्जंति सज्ज्ञान दवेंषिणो नराः । 
आप्तोपज्ञ मतोज्ञानं बुधोभ्यस्येदं ग्रनारतम्‌ ॥ १०-१० ॥ 


सम्यगज्ञान के द्वेषी व्यक्ति नरक रूपी गाढ़ अंधकार में निमग्न होते 
हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुर्षों को भ्राप्त प्रतिपादित सम्यग्न्ञान का सदा 
भषम्यास करता चाहिये। दस कोड़ा कोड़ी सागर के अबसर्पिणी काल में भरत 
क्षेत्र से भ्रगणित मुनि मोक्ष गए, किन्तु चौबीस ही आत्माप्नों ने तीर्थकर 
प्रकृति रूप महान पुण्य का बन्धकर रत्नत्रय की समाराधना कर मोक्ष प्राप्त 
किया । कुन्दकुन्द स्वामी के तीर्थंकर होने का उल्लेख नही है । केवल मोक्ष 
जायेंगे, यह भी ज्ञान नही है, किन्तु मिथ्यात्व की मदिरा पान करने वाले, 
पिलाने वाले मोक्ष जांयगे और श्रगले भव में तीर्थंकर प्रकृति का बध करेगे, 
यह कथन श्रसत्य की पराकाष्ठा है। वे भव्य हैं, था श्रभव्य है, यह स्वत 
देव ही बता सकेंगे । मिथ्या मार्ग प्रचारक राजा वसु के पतन के प्रकाश में 
में इस समस्या का सच्चा समाधान मिलेगा । 


६... ३१६ ,] 


शंका-निरचयनय रूप पवित्र दृष्टि को धारण करने वाली आत्मा 
मोक्ष जाती है। समयसार में कहा है-- 


“गणिच्छय णयासिदा पुण मुणिणों पावंति णिव्वा्ं ॥ २७२ ॥ 


निश्चय नय का पआ्राश्नय लेने वाले मुनिगण निर्वाण प्राप्त करने है । 
निएचयनय आत्मा को शुद्ध, मानता है, भ्रवद्ध मानता है, व्यवहार दप्टि 
अपरमभाष वालों के कहीं है । परमभाव वाले शुक्मध्यानी निश्चय दृष्टि का 


( ६६ ) 


ग्वलम्बन ले सिद्ध पदवी पाते है। हम कानजी षंथी निरद्यनय की चर्चा 
करते हैं। उसका निरूपण करने वाले परम झागम रूप समयसार को पढ़ते 
हैं; प्राप भी तो निद्वयनय को हमारे समान पूज्य मानते हो, समयसारं 
ग्रंथ को भी ग्रंथराज स्वीकार करते हो; तब आ्राप हमारे विरुद्ध हो हल्ला 
बयों मचाते हो ? 


समाधान--यह बात पूर्ण सत्य है कि निदपचयनय की दृष्टि मीक्ष प्रद 
है, किन्तु यह सत्य भी श्रापको शिरोधायें करना चाहिए, कि निएचय दृष्टि 
के पूर्व व्यवहारनय की भी प्रावश्यकता है। शक्ति की अपेक्षा श्राप आत्मा को 
शुद्ध अबद्ध कहते हैं, इसमें कोई प्रापत्ति नही है, किन्तु आप झपनी वर्तमान 
प्रणुद्ध, बढ़, संसारी पर्याय को अ्रस्वीकार करते हैं। अत: झ्रापकी मान्यता 
स्थाह्वाद दृष्टि से बाधित होती है। हम संबंका यह प्रत्यक्ष भ्रनुभव है कि 
हम अल्पज्ञानी हैं । ज्ञान का एक अंश हमारे पास है। अज्ञान के सागर में 
हम डूबे हैं। हमारी शक्ति बहुत कम है। अनंत शक्ति का पता नहीं है । दुःखों 
से आ्राक्तत होने से यह हम कैसे कह दें, कि हम सिद्ध भगवान के समान 
अ्रव्यावाध अनंत सुख भोगते हैं ? सर्वज्ञोक्त श्रागम पर विश्वास कर हम 
गह मानते हैं, कि यदि हमने चार घातिया कर्मों का क्षय कर दिया, तो हम 
अनंत ज्ञानी आदि बन सकते हैं; श्रभी अनंत ज्ञानी नही हैं । शंक्ति श्रौर व्यक्त 
प्र्थात्‌ शक्ति का व्यक्त हो जाना इसमें अंतर है। आौगम में कहा है; सिद्ध 
भगवान लोक के श्रग्नभाग में सिद्ध शिला के ऊंपर विराजमान हैं। यदि हम' 
संसारी पर्याय सहित न होते, तो हम भी सिद्धों के समीप भ्रशंरौरी हीकर 
निवास करते । 


भ्रागम सच्चे ज्ञान का केन्द्र है। वह जीव को संसारी भौर मुक्त दो 
प्रकार का मानता है। निश्चय दृष्टि शुद्ध मुक्त दशा को प्रधान रूप से झ्रपना 
लक्ष्य बनाती है, व्यवहार दृष्टि संसार की बद्ध दशा का मुख्यता से निरूपण 
करती है । नियमसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है-- 


सव्बे सिद्ध सहांवा सुद्धणया संसिदी जीवा ॥ ४८ ॥ 


शुद्ध नय से सभी संसारी जीव सिद्ध स्वरुप हैं। व्यवहार नय की 
प्रपेक्षा जीव शुद्ध तथा अबछुद्ध दो प्रकार के माने गए हैं। एकान्‍्त पक्ष 
पत्य शासन के विपरीत होता है, भौर स्याद्वार्द विरोधो है। 


( ७० ) 


यह एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि और है, कि संसारी जीव शरीर 
युक्‍त हैं, मुक्त जीव शरीर रहित हैं । पंचास्तिकाय में कुन्दकुन्द स्वामी यह भी' 
कहते है-- 


जीवा संसारत्था णिव्वादा चेदणप्पगा दुविहा ॥ 
उवश्नोगसक्खणा वि य देहादेहप्पवीचारा १०९ ॥ 


जीव दो प्रकार के है, एक संसारी, दूसरा सिद्ध । दोनों चैतन्य रूप 
हैं । उपयोग भर्थात्‌ ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग सहित हैं । देह सहित संसारी 
हैं | देह रहित सिद्ध है । 


टीकाकार श्रमृतचंद्र सुरि ने लिखा है - 
जीवा: हि द्विविधा: संसारस्था अशुद्धा, निवृत्ता: शुद्धाइ्च” । 


कानजी पंथी कथन शनेकांत दृष्टि का प्रतिनिधित्व नहीं करने से 
सत्यशासन के विपरीत हो जाता है । वह स्याद्वाद विरोधी है । समन्वय दृष्टि 
से पूर्ण सत्य का परिज्ञान होता है| बुद्ध ने वस्तु को शनित्य माना है, यह 
सत्यांश है । वह वस्तु के नित्य पक्ष को अस्वीकार करता है, इससे वह सत्य 
कथन भी अ्रसत्य हो जाता है । इसी प्रकार कानजी पंथ में व्यवहार को 
सर्वथा सिथ्या सानकर निदचय पक्ष को ही मान्यता दी जाती है; इससे वह 
कथन स्याद्वाद विद्या के प्रकाश मे असत्य हो जाता है । 


मनुष्य के दो नेत्र होते हैं | सीधी भ्रांख फूटी हो तो बह काना है, 
बाई श्रॉख फूटी हो तो बह भी काना होगा । जो नय व्यवहार पक्ष को ही 
सत्य मानकर निश्चय पक्ष को भ्रस्वीकार करेगा, वह मिथ्यात्वी है, इसी 
प्रकार जो निश्चय को सत्य मानकर व्यवहारनय को मिथ्या मानेगा, वह मभौ 
मिथ्यात्वी है । 


एकांत निदंचय को पकड़कर हम मोक्ष से दूर हो जावेंगे। कुदकद 
स्वामी की यह बात ध्यान देने योग्य है कि निदचचयनय भगवान को सर्ज्ञ 
नहीं मानता और यदि व्यवहा रनय का कथन मिथ्या है, तो सर्वज्ञ का लोप 
हो जायगा तथा सम्पूर्ण जिनागम भ्राप्त वाणी नहीं रहेगा। 


( ७१ ) 


जाणदि पस्सदि सब्बं वंवबहारणयेण केवली भयवं ' 
केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अ्रप्पाणं ॥१६०॥ नियमसार। 


केवली भगवान व्यवहारनय से सर्व पदार्थों को जानते हैं, देखते हैं, 
किन्तु तिश्वयतय से केवली भगवान अपनी झात्मा को देखते हैं, जानते हैं । 
इस प्रकार निश्चयनय सर्वज्ञता को अस्वीकार करता है । 

स्थाद्वाद दृष्टि से दोनों कथन सत्य हैं॥ केवली भगवान सर्वज्ञ हैं; 
आत्मज्ञ भी हैं । एकांतवादी के द्वारा समस्या उल'म जाती है। 


विशेष बात--यह बात ध्यान देने योग्य है। नियमसार मे कहा है 
निएचय दृष्टि से पुदगल का परमाणु छुद्ध द्रव्य है। उस दृष्टि में स्‍्कथ का 
कोई स्थान नही है। व्यवहार को दृष्टि से स्कध का सदुभाव माना गया है। 
यदि व्यवहार दृष्टि को अ्रप्रमाण तथा मूठा माना जाय, तो शून्यवाद आा 
जायगा, कारण निश्चय दृष्टि से स्कंध का झ्भाब है और स्कंघ का अभाव 
मानने पर उसके कारण रूप परमाणु का भी अभाव हो जायेगा, शभ्रतः: सर्व 
भाभटों से बचने के लिये दोनों नयों की वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिये । 


शंक्रा-- कुछ भी कट्टों हमें तो निश्चय कथनी भें मजा गाता है, व्यव- 
हारनय की बात हमें नहीं रुचती | निश्चयनय का पक्ष लेने से हमारी झात्मा 
का उत्थान होगा । 


समाधान--यह बहुत बड़ा श्रम है। किसी भी दृष्टि के एकॉत पक्ष 
से मोक्ष तो कदापि नहीं मिलिगा, यह सत्य है। पंचास्तिकाय की अ्रतिम गाथा 
१७२ की टीका में अमृतचद्र सुरि ने कहा है; केवल व्यवहारदष्टि वाला 
सत्कार्यों के करने के कारण दुर्गति से बचकर उच्चगति में जाकर सुखी रहेगा। 
निर्चयपक्ष का एकातवादी अपने को पूर्ण शुद्ध समझ बंठे हैं | त्याग, संयम 
सदाचार का उतकी दृष्टि में कोई मूल्य नही होने से ठे प्रमाद की कादम्बरी 
(मदिरा) पान के फलस्वरूप 'केवलपापमेव वध्नाति”---केवल पाप का ही 
बंध करते हैं , इससे वे कुगति में जाकर दुःख भोगते हैं । 


सदाच(र की बड़ी महत्ता है। यदि सम्यकत्व रहित जीव भी हीनाचार 
का त्याग करता है, तो सदाचार के प्रभाव से बहू नरक, पशु पर्याय में नहीं 
जाता है । श्रकेला सम्यकत्व मोक्ष नही देता है । 


( ७२ ) 


प्रवचनसार में कुंदकंद स्वामी ने कहा है-- 


सदृहमाणो अत्थे असंजदो वा ण णिव्वादि ॥२३७॥ 
तत्व श्रद्धान हो जाने पर भी असंयमी व्यक्ति मोक्ष नही पाता । 


चारित्र का चमत्कार---कानजी पंथी मंडली को यह बात्ञ नहीं भूलना 
चाहिये, कि सम्पकत्व से अकेला काम नहीं बनेगा । भरतेश्वर ने प्मतर्मुह॒त में 
केवलज्ञान प्राप्त किया था, यह सम्यक्चारित्र का चमत्कार था | वे क्षायिक 
सम्यक्त्वी होने से गृहस्थावस्था में भी ज्ञानी थे, किन्तु उनके केवलज्ञान नहीं 
हुआ । जब पारिग्रह त्याग करके उन्होंने शुक्ल ध्यान रूप चौरित्र का आश्रय 
लिया, तब कैवल्य का प्रकाश उन्हें प्राप्त हो गया। अन्‍्तर्मुहतत में कैबल्य 
प्रदान कराने की क्षमता सम्यक्चारित्र में ही है। कहा भी है- 


ग्रनतसुख सम्पन्न येनात्मा क्षणादपि 
नमस्तस्मैं पवित्राय चारित्राय पुनः पुनः ॥ 


यह आत्मा क्षण मात्र में जिसके कारण अनत सुम्ब्र को प्राप्त होता है, 
उस पवित्र चारित्र (यथराख्यात चारित्र) को बारम्बार नमस्कार है। 


इंका---आशचये है झ्रात्मार्थी सत्पुरुष पूज्य कानजी महाराज को 
स्वामी कहे जाने पर आप लोग ऐतराज करते है ? ऐसे ही हम लोगों को 
मुमुक्षु कहे जाने पर आप लोग श्राक्षेप क्‍यों करते हैं ? 


समाधान--- स्वामी शब्द मालिक का पर्यायवाची है । दिगम्बर जैन 
धरम में परिग्रह त्यागी इंद्वियों को वश करने वाले मुनि को स्वामी कहा जाता 
है । स्वामी इंद्रियो का दास ($»&५८) नही होता है। जिसे इंद्वियों ने अपना 
गुलाम बना लिया है, उसे स्वामी कहना ऐसी ही बात है, जसे दरिद्व व्यक्ति 
के पुत्र का नाम करोडीमल रखना अथवा युरदास को नैनसुख नाम प्रदान 
करना । जब कानजी स्वयं अपने को श्रव्गरती, अंसंयमी कहते हैं, तब इंद्रियों 
के सेवक उनको स्वामी भ्र्थात्‌ इंद्रियों का विजेता कहना उचित नहीं है। बसे 
आ्रापको अधिकार है, आप एक ट्टी कोपड़ी को शौक से राजमहल कहें । 

समक्ष का रहस्थ-- मुमुक्ष शब्द का प्रयोग समंतभद्र स्वामी नें 
ऋषभनाथ भगवान के स्तवन में किया है, जब उन्होंने नीलांजना के नृत्य 


( ७३ ) 


को देखकर विष्यों से विरक्त हों, राज्य का परित्याग किया था । आशज्ञाघरजी 
ते सागार धमामृत में उस गृहस्थ के लिये भी मुमुक्षु शब्द का उपयोग किया 
है, जो हृदय में मुनि बनने की संच्चौ कामनों करता है। “दिशविरति: खलु 
सर्वे विरति लालसा” । जहाँ जीवन' संयम को सुवास से सम्पन्न न हो तथा 
विषय भोगों से छूटने के बदले में उसके जाल में फँसने का ही निरन्तर 
काम चले वहाँ मुमुक्षु शब्द का उपयोग अ्रद्भुत लगता है । यह हिंसक को 
दयासागर कहने सदृश वचन हैं। 


मुमुक्षु शब्द के चार भेद हो सकते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य तथा 
भाव रूप से चतुर्विध मुमुक्षु हैं। त्रत नियम शुन्य तथा संदाचार विरोधी व्य- 
क्लि यदि शअपने को मुमक्षु कहते हैं, तो वे नाममात्र के मुमुक्षु हैं। किप्ती वस्तु 
में मुमुक्षु की स्थापना करना स्थापना मुमुश्नु है । जो व्यक्ति परिग्रह पिशाच 
के चक्कर से छूटकर जीवन मे साधुत्व की भावना करते हैं, वे द्रव्य मुमुक्ष्‌ 
हैं। परिग्रह त्यागकर आत्म प्रकाश से जिनकी आ्रात्मा अलंरूृत है, वे भाव 


मुमुक्षु हैं । 


एक कमजोर आदमी है, जो बिना सहारे के खड़ा तक नहीं हो सकता, 
उम्र पहलवान कहने सदुश सयम से डरने वालों तथा संयमी से भयखाने बालों 
को मुमृक्षु कहना है । शब्द का गलत प्रप्रोग देखकर ऐतराज करना न्यायो- 
चित बात है । इसमें विद्व ष नहीं है । इसके भीतर पवित्र सत्य विद्यमान है । 


शंका ---ह मारे बारे में यह कहा जाता है, कि हम लोग मुनि को 
नहीं म।नते । हम मुमुक्षु गमोकार मत्र पढ़ते समय “णमो लोए सब्ब साहूणं” 
पाठ पढ़कर सभी सच्चे भावलिंगी मुनीश्वरों को प्रणाम करते हैं। वर्तंमाने 
मुनि द्रव्य लिंगी है, अतः हम उनको आराध्य नही मानते, कारण हमारे 
परम पूज्य कुंदकद भगवान ने 'दंसण पाहुड' में कहा है “दंसणहीणों ण बंदिव्जों 
(२, सम्यग्दर्शन हीन व्यक्ति को नमस्कार नही करना चाह्ये । 


समाधान--अ्रंतरंग भावों का परिन्नान केवली भगवान को होता है 
तथा म्नः पर्यय ज्ञानी महषि मंनोगत बात को जानते हैँ । गहस्थ के श्रुत- 
ज्ञान में दुसरे के सम्पक्त्व है या नहीं, इसको जानने की क्षमता नहीं है। 
मुनिजीवन के भ्राधारभूत महात्रत, दिगम्बर मुद्रा आदि को देखकर मुनिराज 
को प्रणाम करने का प्रागम में कथन हे । जिनेश्वरी मुद्रा धारण करने वाले, 


( ७४ ) 


नकली मुनि बतने वाले देव से सम्यक्त्वी उद्यायन ने धृणा नहीं की तथा 
उनको सष्चा साधु मान परिचर्या की । इससे सम्यक्त्व के निविचिकित्सा अंग 
पालने वालों में राजा उद्दायन का उदाहरण दिया जाता है। 


आदिनाथ भगवान पूर्व भव में वज्नजंघ राजा थे । उनके सम्यक्त्व 
नही उत्पन्न हुआ था उन्होने ग्रपती श्रीमती रानी (जो आगे भव में महा- 
दानी राजा श्रेयांस हुई) के साथ चारण ऋद्धिधारी भावलिंगी मुनि युगल 
को श्राहार दिया था, जिससे पचाहचय हुये थे । 


उद्दायन राजा के कथानक में दाता सम्यकक्‍त्वी था, पात्र सम्यक्त्वी 
नहीं था । मुनि मुद्रा का सम्यक्त्वी राजा ने सम्मान किया। इस प्रकार आज 
भी अपने को सम्यक्त्वी मानने वाला यदि जिन मुद्राधारी साथु को आहार 
देता है तो उसके सम्यकक्‍त्वीपने पर संकट का पहाड़ नहीं टूटेगा | 


वज्न्रजंघ राजा का कथानक यह बताता है, कि भावलिंगी ऋद्धि- 
मुनि युगल ने द्रव्यलिगी गृहस्थ के द्वारा प्रदत्त श्राह्दार लिया था । राजा 
वत्रजप के सम्य कत्व नही था, ऐसा महापुराण में कहा हैं । श्रावक का आचार 
व्यवहार धर्मानुसार होना चाहिये। उसके श्रन्तरण भाव के आधार पर लोक 
व्यवस्था नही बनती । उपशम तथा क्षयोपशम सम्यकत्व अ्रसंख्यात बार उत्पन्न 
होते है; ऐसा प्रागम है । इस काल में क्षायिक्र सम्यर्दर्शन नहीं होता हैँ । इस 
कारण दातार या पात्र के भावों मे अनेक बार सम्यक्त्व का आना तथा 
जाना सम्भव है, इस बात को भगवान सीमंधर स्वामी सदश महाज्ञानी जान 
सकते है । भरत क्षेत्र में उत्पन्न इस काल का व्यक्ति नहीं जान सकता। ऐसी 
स्थिति में ग्राहार दान का क्‍या हाल होगा ? दातार का सम्यक्‍त्व अत्तरंग से 
चला गया, तो मुनि श्राहार लेना छोड देंगे या पात्र का सम्यकक्‍त्व से चला 
गया तो दातार आहार देना बन्द कर देगा ? ऐसी व्यर्थ की कभटो में स्वय 
को डालना झात्म कल्याण करने वाले विवेकी को उचित नहीं हैं + 


चौथे काल की बात हूँ। वारिपेण मुनि ने द्रव्यलिगी भुनि पुप्पडाल 
को अपने साथ रखकर बड़ी कुशलतापुवंक उनको सच्चा मुनि बसाया था । 
इस कारण स्थितिकरण नामक सम्यक्‍त्व के अंग में वारिषेण मुनि मान्य कहे 
गए है । द्वव्यलिगी पुष्पडाल स॒नि को घारमिक जन प्राहार देते थे । 


( ७५ ) 


सुन्दर सार्ग-दर्शन-भावलिंगी, द्वव्यलिगी की जटिल समस्या का 
सुन्दर समाधान प्राशाघर जी ने सागारधर्मामृत में इस प्रकार किया है-- 
पाषाणादि की प्रतिमाओश्ं में जिनाकार होने से स्थापना निक्षेप द्वारा उन्हें 
जैसा पूजा जाता हैं तथा पूजक स्वहित सम्पादन करता है, उसी प्रकार 
वर्तमान में दिगम्बर मुन्ति मुद्राघारी साधु में पूर्वकालीन सुनियों को स्थापना 
कर इनको माध्यम बना पूर्व कालीन मुनियों की स्थापता कर आ्राराधना 
करनी चाहिये | सागार- धर्मामुंत के शब्द इस प्रकार है -- 


विन्यस्येदं युगीनेषु प्रतिमासु जिनानिव । 
भकत्या पूर्व मुनीनचेत्‌ कुत: श्र योति चचिनाम्‌ ।॥। 


कुंदकद स्वामी ने दर्शन पाहुड मे मामिक बात कही है--जो सह- 
जोत्पन्न अर्थात्‌ दिगम्बर रूप को देखकर ईर्ष्यावश श्रादर नही करता, वहू 
संयमयुक्त होता हुश्रा भी मिथ्यात्वी है । वह उपयोगी गाथा इस प्रकार हैं-- 


सहजुप्पण्णं रूव॑ दट्ठुं जो मण्णए ण मच्छरियो । 
सो सजमपडिवण्णो मिच्छा इट्टी हवइ एसो ॥॥२४॥ 


ग्रागम कहता है पंचमकाल के ग्रस्त तक श्र्थात्‌ आज से १८५०० 
वर्ष बाद तक भी दिगम्बर मुद्राधारी मुनि होंगे । वे अन्तिम मुनि समाधि 
सहित मरण करंगे। उनको पअ्रत्रधि ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा त्रिलोकसार तथा 
तिलोय पण्णत्ति में कहा हैं । 


स्मरणीय--हमारे आत्मार्थी मुमुन्षु भाइयों को कुदकूंद महपि के इन 
वचनों को विचारपूर्वक ध्यान से पढ़ना चाहिये, 'भ्रसजदं ण वंदे” (२६)-- 
झसंयमी की वदना न करे। कानजी बाबा स्वयं को असंयमी कहते है । वे 
श्रपने जीवन में संयम को श्राने भी नही देते । उनकी वंदना रूप कार्य सम्य- 
क्त्व का पोषक हैँ या विधातक हैँ ? यह बात कानजी पथी प्रवक्ताग्रों तथा 
भक्तों को न्याय बुद्धि से सोचना चाहिये । 


कुदक्द स्वामी श्रसंयमी को वंदवा का अपात्र कहते हैं, भौर हमारे 
सोनगढ़ पंथी उनको गुरु नहीं, 'सदुगुरुदेव”, “जैनधर्म के प्रवर्तंक' कहते है । 
कुछ भक्त जन उन कानजी बाबा के चरणों की छाप कपड़े में लगवाकर उसको 


( ७६ ) 


पूजते हैं । कानजी बाबा की अंधी भक्ति प्रदभुत काम कराती है। एक कानजी ह 
पन्‍थी प्रचारक भगवान के अभिषेक प्राप्त जल को गंधोंदक न कहकर 

गंदोंदक-गंदा पानी कहते थे श्र स्वयं कानजी बाबा के पैरों को धोने से 

गआराप्त यथार्थ में गन्दे पानी को अधिक मान देते हैं। भ्रदुभुत स्थिति है । 

भीलनी गजंयुक्ता को फेक देती हैं और गुजा (गोंगची) को बड़े प्रेम से अ्रप- 

नाती हैं| मिथ्यात्व का उदय बड़ी विचित्र बातें कराता है । कांजी पंथी वर्ग 

को बाल ब्रह्म चारी उच्च तपस्वी दिगम्बर मूनि भी ध्रनादर योग्य लगते है 

और उन्हें असंयमी व्यक्ति अधिक अच्छा लगता हैं। यह वृत्ति मिथ्यात्वी 

की होती है। 


विगम्बर मुनि विद्वेषो-सन्‌ १६५९ की बात है। कृभोज बाहुबली प्राश्नम 
में आत्मार्थी नामधारो सत्पुरुष छह सात सौ यात्री ठहरे थे | वहां सै करीब दो 
किलोमीटर पर सत्तानवे वर्षीय मुनि १०८ वर्धमान महाराज ( जो आषाय॑ 
शातिसागर महाराजके ज्येष्ठ बन्धु थे) मन्दिर जी में थे । बाहुबली श्राश्नम 
वालो ने कहा था, “स्वामी जी ! यहाँ समीप में महान अध्यात्मिक मुनि- 
राज वर्धमान सागर महाराज का दर्शन कीजिये ।” मुनि विद्वेषी हृदय होने 
से उन लोगो ने उस जिनमंदिर का ही दर्शन नहीं किया। साक्षात्‌ सुन्ति को 
देखकर उनका अनादर करना और कल्पनाग्रत मुनि को प्रणाम की बातें 
करना यह स्पष्ट करता है कि यथार्थ में उनके दिल में दिगम्बर मुनि के प्रति 
आँतरिक विद्वेप विद्यमान है। परिग्रह धारी की पूजा श्रौर अ्परिग्रही महान्‌ 
योगियो का निरादर आंतरिक दूषित मनोदशा को स्पष्ट करते हैं। इससे 
असली सम्यरदुष्टि तथा मिथ्यात्वी का रूप पूर्णतया समझा जा सकता 
स्‍ । एक लीसिकार कहता है-- 


सर्प डस्‍्यो तब जानिये रुचिकर नीम चबाय । 
कर्म डस्यो तब जानिये जिनवानी न सुहाय ।। 


दूषित भाव-- एक विचारक व्यक्ति ने कहा था, कांजी भक्तों द्वारा 
दिगम्बर जैनो के गुर के विरुद्ध प्रचार करने का प्रांतरिक अभिप्राय दिगम्बर 
आम्नाय और सस्क्ृति पर भीतर से प्रहार करना है। लड़ रगड़कर यह काम 
नहीं होता । यह मीठा विष है, जो संस्कृति के प्राण हरणार्थ खिलाया जा 


श्हा हे । 


( ७७ ) 


दिल्‍ली के एक जौहरी जैन माई ने मजेदार बात कही थी, कि कानजी 
पंथी या अन्य भक्‍त सोनगढ के संयम शून्य बाबा के पास जाकर भ्राज्ञा प्रधानी 
बनते हैं श्रौर दिभम्वर जैन सच्चे वीतराग मुनियों के पास परीक्षा प्रधानी 
बनने की बात करते हैं । ये लोग दूर वीक्षण यंत्र (7'८८5207८) द्वारा पानी 
के कीड़े देखना चाहते हैं श्रौर सुकष्मवीक्षण यंत्र (४४८7०५००७४) द्वारा नक्षत्रों 
का दर्शान करने की इच्छा करते हैं। फल यह होता है, कि वे झ्विवेकबश 
बस्तु के यथार्थ रहस्य से वंख्ित होते हैं । 


एक बार प्राचार्य महाबीर कीति महाराज के पास क्रुछ प्रध्यात्म पंथी 
पहुँचे थे । दि७ मुतियों के घिरुद्ध उनसे घंटों बहस की । विद्वान साथु की एक 
भी बात उनके हृदय में नहीं घुसी । इसका एक कारण है---ये लोग अपनी 
ग्रपनी सुनाने की कला में प्रवीण हैं, दूसरे वी सुनने की झ्रादत नही है। इसी 
कारण इनके उपदेशों में शंकाकारों को उत्तर नहीं दिया जाता, भौर ये दूसरे 
पक्ष के प्रवचनों में प्रशत करने कौ तत्पर होकर सभा भंग करने का प्रयत्न 
करते हैं। एफ प्रांत के मुख्य मन्त्री बहिरे थे। जब काम की बात होती थी, तब 
वे कान में श्रवण यंत्र लगाकर बातें सुना करते थे, और जब मतलब की बात 
नहीं रहती थी, तब उस श्रवण यंत्र को दूर रखकर सुनने का झमिनय करते थे। 


महावीर कीति महाराज ने उन प्रषनकर्ताशो से अ्रन्त में पूछा मुन्रि की 
परीक्षा करना चाहते हो । बताओ साधुश्रो के २८०मूलगुण कौन कौन हैं? वे चुप 
हो गये श्रोर वहाँ से चले गये । यह दुर्भाग्य की बात है. कि निरंतर साधु 
निन्‍दा का उपदेश सुनते सुनते एकांतवादी इस जमाने में भी अ्रपूर्व व्यक्तित्व 
सम्पन्न महापुरुष के अंत: सौन्दयं को सोचने में अ्रसमर्थ हो जाते हैं । 


उदाहरणार्थ कोल्हापुर के समीपवर्ती मलतगा स्थान के मुनि सिद्ध- 
सेन महाराज का जीवन बडा सौरभ पूर्ण तथा पवित्रता समलंकृत है। गृहस्था- 
वस्था में वे मेंसुर विधान सभा के यशस्वी सदस्य थे | घन धान्यादि से सम्पन्न 
थे। वे ग्रग्नेजी में सुन्दर भाषण देते है। पचासों प्रतिष्ठायें उन्होने बिना भेट लिए 
कराई । महान झास्त्रज्ञ मुनि होते हुये अहकार का लेश भी उनमें नही देखा 
जाता | जनवरी १९७६ में शिखरजी यात्रा से लौटते हुये वे सिवनी पधारे थे । 


उनके बारे में 'भ्राचार्य-कलप' शब्द का प्रयोग जब मेने किया तब 
उन्होंने पएभमसे कहा, "+व्ा््राउं व कथा था खिविया णाज, [0075 फ़छप56 


( ७८ ) 


वा प्रष्टा।ए.”-../पण्डितजी, मैं तो बच्चे समान श्रत्पज्ञ हैँ । मेरी बड़ी स्तुति 
नहीं कीजिये ।” पचहृत्तर वर्ष के होते हुये भी वे मूलाचार प्रतिपादित मुनि 
अचस्था के नियमों का बडी सावधानी से पालन कर रहे हैं । ऐसी अनेक 
विभूतियों के होते हुये भी एकांतवादी चश्मा वाले उन महापुरुषों को प्रणाम 
नहीं करते । अ्रहंकार झौर भविवेक वश ये उनके सत्समागम से अपने जीवन 
को विशुद्ध नहीं बनाते | 

पंचमकाल में मुनि बनने वाले महापुरुषों में महान्‌ आत्मबल तथा 
जितेन्द्रियन है। भावसंग्रह में आचार्य देवसेन ने कहा है---चौथे काल में 
हजार बर्ष तपत्या करने पर जी फल मिलता था, वह इस काल में हीन संह- 
नन होते हुये एक वर्ष की तपस्या द्वारा प्राप्त होता है। वह गाथा इस प्रकार 
है--- 
वरिस सहस्सेण पुरा जं कम्म॑ं हणइ तेण कायेण । 
त॑ संपदद वरिसेण हुं णिज्जरयई हीणसंहणणे ॥॥१३ १॥। 

शास्त्र में देव, गुरु तथा शास्त्र की श्रद्धा को सम्यक्त्व कहा है ॥ 
उस सम्यक्त्व के अंगरूप साधु परमेष्ठी के विरुद्ध होकर तथा जन- 
मानस को विकृत बनाने से कितना अधिक स्व तथा पर का श्रकल्याण होता 
है, यह एकातीवर्ग नहीं सोचता । इस प्रसग॒ में बौद्ध ग्रन्थ. धम्मपद की यह 
सुक्ति मतनीय है--- 
पापोषि पस्सदि भद्रं यान पापं न पच्चति । 
यदा च पच्चति पाप॑ं अथ पापो परापानि पस्सति ॥११९॥। 

जब तक पाप का फल नहीं मिलता है, तब तक पापी को पाप कर्म 
भला दिखाई देता है; किन्तु जब पाप का फल मिलता है, तब उसको पाप 
दिखता है । 
भद्रोषि पस्सदि पाप॑ं याव भद्व॑ न पच्चति । 
यदा च पच्चति भद्र अ्रथ भद्रोभद्रानि पस्सति ।॥2२०)। 

जब तक भद्र कार्य का फल नही प्राप्त होता है, तब तक नह अच्छा 
नहीं लगता है, किन्तु जब उस सत्कार्य का फल प्राप्त होता है, तब बह व्यक्ति 
पुण्य बार्य को अच्छे रूप में देखता है । 

मुनि विदके। को यह बात रही भूलना चाहिये कि दायिक सम्दबत्जी 
बनने पर भी राजा श्रेणिक हारा यशोधर मुनिराज के गले में मरा सर्प 


( ७६ ) 


डालने से उयाजित पाप का पूर्ण रूप से क्षय नहीं हो पाया, और प्रागामी 
तीथंकर होने वाले उन श्रेणिक राजा के जीव को वतंमान में नरक पर्याय में 
झ्रपार कष्ट भोगना पड़ रहा है | ग्रत: अहंकार को त्यागकर एकांतवादी वर्गं 
की विवेक से काम लेना चाहिये। मुनि निरदा को भहापाप कहा गया है। 


प्रघन--हम वीतरागता को धर्म मानते हैं, ग्रतः दया, दान हमारी 
दृष्टि में धर्म कार्य नही हैं । शरीर जड है। उसके द्वारा किया जाने वाला 
उपवासादि जड़ क्रिया है। मोक्ष प्राप्ति के लिये ग्रांतरिक वीतरागता चाहिये | 
हमारा निरचयनय कहता है, मोक्ष के लिये बाहरी वेष से कोई प्रयोजन नहीं 
है । कषाय आदि का त्याग यदि स्वेताम्बरधारी करता है या वह पीतास्बरवाला 
या दिगम्बर है तो वह मोक्ष जाता है। इस विषय में हमे कुदकुद स्वामी का ही 
अशिप्राय मान्य हैं; कारण जिनागम के मर्म को स्वामी कुदकुद तथा अमृत« 
चन्द्र श्राचार्य के बाद अध्यात्म योगी सत्पुरुष सच्चे जेनधर्म के प्रवर्तक श्री 
कानजी जान पाये हैं । 


उत्तर--कु दकद स्वामी ने कहा है कि द्वादशांग श्रुतज्ञान तथा श्राचार्य 
परम्परा से प्राप्त प्रागम पूज्य तथा मान्य हैं। उन्होने दिगम्बर ऋषि प्रणीत 
परम्परा को आदरणीय कहा है । 


उन्होंने रमणसार भें कहा है--- 


पुष्व॑ जिणेहि भणिय॑ जह॒द्वियं गणहरेहि वित्थरियं । 
पुष्वाइरियकमेण जं त॑ बोलेइ सहिट्टी ॥२॥ 

मदिसुद णाण बलेण दु सच्छदं बोलए जिणृत्तमिदि। 
जो सो होइ क्दिट्टी ण होइ जिण मग्गलग्गरवो ॥३॥। 


पूर्व में जिस प्रकार स्वेज्ञ जिनेन्द्र ने कथन किया तथा गणधर देव ने 
जिसका द्वादशांग रूप से विस्तार किया, उस पूर्वाचार्य परम्परा से आगत 
कथन के अनुसार जो बोलता है, वह सम्यर्दुष्टि है । 


जो मतिज्ञान, श्रुतज्ञाब के श्रहंकारवश जिनवाणी की उपेक्षाकर 
स्वच्छंद जैसा मन में आया वेसा बोलता है, बह जिनमागगे में संलग्न रहते हुए 
भी मिथ्यादुष्टि हो जाता है। 


(८४० ) 


इस कथन द्वारा कुंदकुंद स्वामी आचायय॑ परंपरा से श्रायतत समस्त 
ऋषिप्रणीत आगम को ( समंतभद्र, अकलंक, जिनसेन आदि की वाणी ) जो 
ज्ञान के अहंकार से युक्त हो न मानकर स्वच्छद प्रलाप करता है, वह मिथ्या 
दृष्टि है। कानजी मत में समस्त जितागम का प्रनादर कर केवल समयसार 
झथवा कुदकुद वाणी को ही मानने की प्रणाली है। वह मिथ्यावादी मार्ग है 
ऐसा मह॒षि कुदकुद ने पूर्वोक्त गाथा युगल में स्पष्ठ किया है। 

उपवास झादि अ्रनावद्यक है; दान पूजादि के कारण मोक्ष नही 
मिलता, इत्यादि एकान्त कथन कुदकुद वाणी के द्वारा भी खण्डित होता है| 

सार्भिक वेशना--वे कहते हैं, जो गृहस्थ गृहस्थी के जंजाल में रहकर 
झारम्भ परिग्रह में फंसने से पाप का श्रजन करता है, तथा उस दोष के 
प्रक्षालन हेतु दया, दानादि कार्य नही करता है, वह संसार में परिभ्रमण 
करता है। दया दानादि सत्प्रवत्तियों में लगने वाला सग्यग्ज्ञानी जीव मोक्ष 
जाता है| ऐसा प्रभिप्राय द्वादशा नुप्रेक्षा में कृदकुद स्वामी ने व्यक्त किया है-- 
पृत्तकलत्त णिमित्तं अत्थं अ्ज्जयदि पापबुद्धीए । 
परिहरदि दया-दाणं सो जीवो भमदि संसारे ।३०॥। 

जो पापभाव युक्त हो (आातंरौद्र ध्यान को घारणकर) दया तथा दान 
का परित्यागकर पुत्र स्त्री के लिये धन का संचय करता है, वह जीव संसार 
में भ्रमण करता है । अ्र्थात्‌ दया, दान न करने वाला गृहस्थ मोक्ष नही पाता, 
ऐसा प्भिपष्राय स्पष्ट है। इस कथन से दया, दान के विरुद्ध कांजी पन्‍्थी 
एकांतवादी प्ररुपणा खण्डित हो जाती है । 

जो एकांतवादी पापत्याग के मार्ग को अ्रस्वीकार करके ऊँची-ऊँची 
बाते शुक्ल ध्यान, शुद्धोपयोग, निदच्चरयनय आदि की किया करते हैं, उनकी 
क्या गति होगी. यह कुदकद मह॒बि की मंगलवाणी बताती है-- 
जत्तेण कुणइ पाव विसयणिमित्तं चर अहणिसं जीवो । 
मोहंघयार सहिश्ो तेण दु परिपड़्दि संसारे ॥३४॥ 

जो मोहास्धकार युक्त गृहस्थ विषयों की पूर्ति हेतु बुद्धिपुबंक प्रयत्न 
करता हुझ्ना निरन्तर पाप कार्यों को करता है, श्रर्थात्‌ पापत्याग रूप पुण्य 
कार्यो से दुर भागता है वह निय कार्यो के फलस्वरूप संसार में पतित दशा 
को पाता है । 


प् ( ८१ ) 


पंचमकाल में धर्मध्यात रूप शुभोपयोग बड़े प्रथत्न द्वारा प्राप्त होता 
है । इस काल में घुक्लध्यानरूप शुद्धोपयोग नही होता, यह बात मोक्षपाहुड 
में कही गयी है- 


भरहे दुस्समकाले घम्मज्काण हवेइ साहुस्स । 
तें भ्रप्प सहावठिदे णहु मण्णइ सो वि अण्णाणी ॥७६॥ 


प्रात्मस्वरूप मे लीन साथु के इस पंचमकाल में भरतक्षेत्र में धर्मष्यान 
होता है, यह बात जो नहीं मानता वह गज्ञानी (भिथ्यात्वी) है| धर्मेध्यान 
को भावपाहुड की 'सहधम्म--गाथा ७६ में छुमभाव कहा है। एकांतवांदी 
अशुभभाव के विषय में मौत धारण कर शुनभाव धमंध्यान, जो इस काल में 
सम्भव है, की अभद्र शब्दों में निंदा करता है, उसे कुृदकद स्थामी कथित 


लोकानुप्रेझ्ा का वर्णत ध्यान में लाना चाहिये । वे कहते है--- 


असुद्देणग णिरय तिरियं सुह उवजोगेण दिविज णर-सोक्ख । 
सुद्धेण लहइ सिद्धि एवं लोयं विचितिज्जों ॥ 


प्रा ध्यान, रौद्रष्यान रूप अशुभभाव से नारकी तथा पशु की पर्याय, 
धर्मष्यान रूप शुभभाव से देव तथा नर पर्याय के सुख मिलते हैं। शुक्‍्लध्यान 
रूप शुद्धभाव (जो पंचमकाल में नही हो सकता) से मोक्ष मिलता है, ऐसा 
लोक का चितवत करे 


इस कथन द्वारा कुदक॒द स्वामी यह सूचित करते है, कि इस काल में 
मोक्ष नही है, भ्रतएव अशुभभाव द्वारा पशु नारकी बनने के स्थान में शुभभाव 
को स्त्रीकार करके देव, मानवपर्याय के सुर्खो को प्राप्त करना उपयुक्त होगा। 
50ग्राढ (पड 35 फटाहा' पका 70978. शून्य की अपेक्षा भ्रल्प उपलब्धि 
ठीक है । इतना ही नहीं, हिंसा, कूछ, चौरी कुशील, परियग्रह की तीत्र लालसा 
कृष्णादि लेश्याग्रों के अधीन हो कुत्सित आचरण भौर कर कर्मो द्वारा कुमत्ति 
की भ्रपार विपत्ति की अपेक्षा सम्यकत्व सहित देवबादि की भी प्रवस्था बहुत 
प्रच्छी है, जहाँ से चयकर सम्यकक्‍त्वी जीव नर पर्याय धारण कर तपदइचर्या 
करते हुये कमे क्षय करता है ! 


आगम की झाज्ञानूसार दिगम्बर मुंद्रा घारण करना, शीत, उष्ण 
आदि २२ परीपहों को सहन करना, उपवास करना भ्रादि को एकांतवादी जड़ 


£ आर, 


शरीर की क्रिया कहते हुए इन्द्रियो भौर विषयों की गुलामी द्वारा मोक्ष रूपी 
प्रात्मस्वातन्ध्य को पाने का स्वप्न देखता है । उसे जगाते हुए कुंदकृंद स्वामी 
ने मोक्ष पाहुड में कहा है-- 
णिग्गंथ मोहमुक्क्रा बावीस परीसहा जियकसाया । 
पावांरभविमुक्का ते गहिया मोक्खमग्गमि ॥८०॥। 

जो परिग्रह रहित निग्न॑न्थ हैं, बाह्य जगत के प्रति मोहमुक्त हैं, ज्ञीत, 
उष्णादि कठोर बाईस परीषह सहनकर तप द्वारा कर्मों की निर्जरा करते हैं 
तथा हिंसा, ऋसत्य, चोरी, मँथुद एवं परिग्रहरूप पाप के कारणों का त्यास 
करते हैं भ्र्थात्‌ जिनके जीवन में सत्य, अहिंसा, श्रचौय॑ ब्रह्मचर्य तथा अ्रपरि- 
ग्रह की समाराधना प्रतिष्ठत है, वे मोक्षमार्ग में संलग्न माने गये हैं । 


झ्राचार्य श्री यह भी कहते हैं, देव तथा गुरु की भक्ति युक्त आत्म- 
ध्यानी सच्चरित्र व्यक्ति मोक्षभागं में प्रवृत्त है। एकांतवादी पूजा श्रादि को 
रागभाव कहकर निदनोय कहा करते हैं। सर्वज्ञ परम्परा से प्राप्त मोक्ष पाहुड 
के इस कथन पर श्रद्धा न करने वाला व्यक्ति मोक्षभार्गी होता है -- 
देवगुरुणं भत्ता णिव्वेय परंपरा विचितिता । 
भाणरया सुचरित्ता ते गहिया मोक्‍्ख मग्गमि ॥८२॥ 

जो बीतराग झरहंत भगवान, दिगम्बर गुरु के भक्त हैं संसार शरीर 
तथा भोगो से विरक्‍त हैं, ध्यान करने में निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं और 
जिनका आचरण निमंल है, वे मोक्षभाग्ग में स्थित हैं । 

प्रभादी की वृष्टि--लोक में ऐसे लोग मिला करते हे, जो दूसरे का 
द्रव्य देने को बात भी नहीं सुनते, किन्तु अपनी रकम वसूल करने में जघन्य 
उपायों का भी उपयोग करते हैं; इसी प्रकार की परम्परा एकांतवादी वर्ग 
में देशी जाती है। साथु के जीवन में क्‍या त्रुटि है इसे ही वे ढूंढ़कर तथा उसे 
बड़ा रूप देकर दुनियाँ में ढोल पीटते हैं और स्वयं के पतित जीवन के बारे 
में कहते हैं कि संयम पर्याय हम में अपने श्राप आरा जायेयी, पुरुषार्थ की 
जरूरत नही है । 'जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी वीरा रे ।' ये लोग 
लेन-देन, व्यापार, विषयसेवन में बुद्धिपुवंक प्रयत्न करते हैं तथा वहाँ भगवान 
के ज्ञान का बहाना नहीं बनाते। उन्हें भ्रपने मन में यह सोचना उचित 


होगा -- 


5. 


कया क्‍या देखी वीतराग ने तु क्‍या जाने बीरा रे । 
बीतराग की वाणी द्वारा, दूर करो भव पीरा रे ए 


अदपात्य द्राणी का अशिष्रत्य श्रा, कि जीब रक्षा करो, इसीज़िग़े तो 
मुनिसज पिच्छी रखते हैं. नहीं को कप वह झोभा के लिये है. ? भा्रों में भी 
प्रमादपने को न आने दो, क्योंकि मलिन विचारों के द्वारा जीव कर्मों: के 
बन्धन में बद्ध होता है। उतका रहस्प न समभक्र श्रृष्यात्मवादी कहते हैं; 
शरीर झात्मा से भिन्न है। शरीर घात करने से पाप नहीं होता। उन को 
समग्रसार शास्त्र के रचनाकार भाव पाहुड ग्रन्थ में प्रपना मंतब्य इस प्रकार 
स्प्ष्ठ करते हुए सचेत करते हैं--- 
पणिवहेहि महाजस चउरासी-लक्ख-जोणिहि मज्कम्मि । 
उप्पज्जतत मरतो पत्तोसि णिरंतरं दुक्खं ॥१३३॥।। 


है महायशस्वी साथु ! जीव वध महापाप है, उसको करने वाला ८४ 
लाख योतियों मे जन्म :मरण पाता हुआ निरन्तर दुःख भोगता है । 
यहाँ जीव वध को बुरा कहा है । 


चेताबनी--जों कानजी पन्‍थी समुदाय तीस वर्षों से भी श्रधिक काल 
अध्यात्म शास्त्र का ही मनन, प्रचार करते हुपे कहता है, हमारा मन त्याग 
की झ्रौर नही जाता है, उसको ग्राध्यात्मिक प्रहरी के रूप में कुदक्‌द स्वामी 
भाव पाहुड में इस प्रकार सचेत करते हैं-- 
उत्थरइ जा ण जरओो रोयग्मी जा ण डहइ देहर्डाड । 
इन्द्रिय बलं ण वियलइ ताव तुम कणहि अ्रप्पहियं ॥॥१३०॥ 

जब तक बुढ़ापे का झाक्रणण नहीं होता, रोग-रूपी अग्नि देह-रूपी 
मकोपडी को भस्म नही करती तथा इन्द्रियों की शत क्षय को नहीं प्राप्त 
होती है, तब तक आत्मा का हित करो । (भ्रसमर्थ होने पर क्या करोगे ? ) 


प्रश्त--इस प्रसंग में यह प्रदन उठता है। आत्मधर्म हम पढ़ते हैं, 
आत्मा की ही अपने शिविरों में, कन्नाओं में चर्चा करते हैं. अब हमें झौर 
क्या धर्म करना चाहिये ? 


उचर - सम्थन्दर्शन की प्राध्ति तो मोक्ष रूपी परम विज्ञान मन्दिर 
की प्रवेशिका शाला सदुश है। श्राग्रे विश्ञारद को शिक्षार्थ श्रावक की एका- 


3, 


दश् प्र तिमाये हैं, तथा झ्ंतिम कक्षा का कोर्स दशधर्मों का पूर्ण पालन है | कृद- 
कुंद स्वामी ने श्रावकों की प्रतिमाओं को तथा सुनियों के उत्तम क्षमादि 
को धर्म संज्ञा प्रदान की है; इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रणृत्रत पालता 
या महाव्रत पालना धर्म से जीवन को समलंकृत करना है। धर्मानुप्रेक्षा 
में कृंदकद स्वामी कहते हैं- 


एकारस दसभेय॑ं थम्मं सम्मत्त पुब्वयं भणियं । 
सागार-णरगाणं उत्तम सुह संपजुत्तेहि ॥६८॥। 

उत्तम मोक्ष सुख वाले जिन भगवान ने कहा है, सम्यकक्‍त्व पूर्वक 
एकादश प्रतिमा रूप श्रावक का धर्म है तथा उत्तम क्षमादि दशविध श्रमण 
धर्म है! । आचार्य देव कहते हैं--- 
सावय धम्मं चत्ता यदि धम्मे जो हुवट्ट ए जीवो । 
सोणय वज्जदि मोक्‍्खं इदि चितये णिक्ष्चं ॥८१॥ 

जो जीव श्रावक धर्म को त्यागकर मुनि के बर्म में स्थित होता है 
वह मोक्ष से वचित नहीं होता (यति धर्म पालन द्वारा वह मुक्त होता है) 
इसका सदा धर्म भावना में चितवन करें। यहाँ ब्रत आदि को धर्म कहा 
गया है । 

प्रश्त--एक समय सुन्दर आ्राध्यात्मिक चर्चा चल रही थी, मैंने 
आाचाये १०८ शातिसागर जी महाराज से पूछा था, “आत्मा की खूब चर्चा 
करते हुए भी जो व्यक्ति सामान्य श्रावकाचार को प्रतिज्ञा रूप से नही 
पालन करे, उसका भविष्य कंसा है ? 

उत्तर--श्राचार्य श्री ने श्रेणिक राजा का उल्लेख करते हुये कहा था 
“क्षायिक सम्यकत्वी होते हुये भी नरक झ्राथु बाँध लेने के कारण वह आत्मा 
ब्रत न ले सकी, इसी प्रकार संयम विमुख व्यक्तियों का स्वरूप समभना 
चाहिये ।” इसके श्रनंतर उन्होंने कहा था, “जिसकी जैसी होनहार होती है, 
उसके अनुसार ही उस जीव की बुद्धि हो जाया करनी है ।” 

प्रमादी एकांतबादी को महू कुदकुद चेतावनी देते हुए कहते हैं-.- 
सामग्गिंदिय रूव॑ आरोग्गं जोवण बल तेज॑ । 
सोहण्णं लावएण्णं सुर घणुमिव सससयं ण हवे ॥४।। 


( ८४ ) 


सम्पूर्ण इन्द्रियों की परिपूर्णता नीरोगता यौवन, बल, तेज, सौभाग्य 
सथा लावण्य इंद्रधनुष के समान देर तक टिकने वाले नहीं हैं। भाचाय॑ कृत्द- 
कुन्द ने यह कहा है-- | 
कालाईलडीए अप्पा परमप्पप्नो हृददि ॥२४॥ ( मोक्षपाहुड ) 


काल लब्धि भ्रादि के प्राप्त होने पर आत्मा परम आत्मा होता है। 
चक्रवर्ती भरत के पुत्र होते हुए श्रेष्ठ आध्यात्मिक वातावरण में रहने वाले 
मरीचिकुमार को सम्यक्त्व की ज्योति नही मिली । किचित्‌ न्‍्यून कोड़ा-कोड़ी 
सागर काल बीतने पर सब प्रकार की विपरीत सामग्नी होते हुए यम सदृश 
ऋरासिह की पर्याय मे चारण मुनि युगल की वाणी सुनकर उसे अधिगमज 
सम्पक्त्व का लाभ हुआ तथा दशमें भव में उस जीव ने महावीर भगवान 
होकर मोक्ष प्राप्त किया। श्रतः यह स्पष्ट है कि ग्रध्यात्मवादी कहने से 
तथा झात्मा संबंधी ग्रंथ को सदा साथ मे रखने मात्र से सम्धक्त्व की प्राप्ति 
काल लब््धि के श्रभाव में भ्रसम्भव है । 


काल लब्धि प्रादि कब आई, यह पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति में 
क्या कर्तव्य रह जाता है ? दो रास्ते हैं, मोक्ष तो मिलता नहीं । विषय-भोग 
की गुलामी का पथ पकड़ा, तो दुखपूर्ण पशु तथा नारकी की पर्याय मिलेगी । 
यदि सम्यक्त्व रहित होते हुए भी चोरी, व्यभिचार,- बेईमानी शझ्रादि विश्व 
विनिन्दित कुक्ृत्यों को छोड़कर सज्जन पुरुषोचित सदाचार का रास्ता लिया 
तो स्वर्य में उत्पत्ति होगी, तथा विदेह जाकर तीर्थंकर के साक्षात्‌ दर्शन, 
विव्यध्वनि सुनते का सौभाग्य तथा नन्दीश्वर बदना आदि अनेक सुयोग 
प्राप्त होगे। चरम शरीरी न होने से मरण तो भ्रवश्य होगा । यदि कुन्द- 
कुन्द मुनीन्द्र की कथनी के झग्रतुसार पापाचार का त्याग तथा सदाचार का 
पालन किया, तो विपत्ति से बचा जा सकेगा | यदि इंद्वियों की गुलामी भ्ौर 
घ॒णित शरीर की सेवा करते-करते प्राणों का त्याग हुश्रा, तो कुगति में पतन 
को कौन टाल सकता है? भगवान महावीर का साक्षात्‌ सानिध्य यदि 
आंणिक महाराज के नरक पतन को न रोक सका, तब भय लोगों की तो 
बात ही क्‍या है ? 

शंका--समयसार में कहा है, शास्त्र भ्रवेतन है, वह ज्ञान रूप नहीं 
है । सत्यं जाणं ण हव॒इ जह्या सत्धं ण जाणए कि चि' ॥ ३६० गाथा ॥ 
समयसार गाथा ३७२ में कहा है, एक द्रव्य भ्रन्य द्रव्यों में गुणोत्पादक नही 


ह ( 5६ ) 
: होता है, 'भ्रण्णदबिएण अभ्रप्णदवियस्स ण कौरए सुणुप्पाओों । इस कारण 
कनजी कहते हैं शास्त्र को परस्त्री तुल्य त्याज्य समझना चाहिए। 
सप्ताघान- शास्त्र के पठन, स्वाष्याय तथा उपदेश से जीव सुपथ में 
लगते हैं, यह प्रत्यक्ष प्रनुभव गोचर बात है। कानजी पंथ अपने प्रचार के 
लिए झपने दंग की साहित्य छपोता है, विंतरण करता है। यह कार्य स्पष्ट 
सूचित करता है, कि एँक द्रव्य के द्वोरा दूसरे का कुछें नही होता, यहेँ कथन 
एकंति रूप नहीं हैं। संमंगसार में कुन्दकून्द स्वामी में एक दृष्टि से कथन 
किया है, उसके सिंवायें उन्होंने दूसरी दृष्टि को भी ध्यान में रखकर रयण- 
सार में लिंखी हैं-- 
ईदि सज्जण पुज्जं रमणणसार गंथ णिरालसो णिच्च॑ । 
जों पढ़द सुणइ भावइ पावइ सो सासयं ठाणं ॥॥ १६७ ॥। 
इस प्रकार सत्पुरुषों के द्वारा वंदनीय इसे रत्नसार ग्रंथ को जो 
झालस्य छोड़कर पढ़ता है, सुनता है, भावना करता है, वह अविनाशी पद 
को पाता है। यही ब्रात भाव पाहुड मे भ्रन्त में उन्होंने लिखी है-- 
इय भाव पाहुड मभिणं सव्यं बुद्धेहि देसियं सम्मं । 
जों पंढई सुणद भाव प.वद सी अंविचल ठाणं ॥ १६३ ॥ 
मीक्ष पाहुईं के अन्त की गाथा भी उपयोगी है -- 
एंवं जिंणपण्णेत्तं मोक्‍्खस्सथ पाहु्ड सुभत्तीएं । 
जो पढइई सुणइ, भावइ सो पावइ सासय॑ सोक्खं ॥ १०६ ॥। 
कुदकद स्वामी स्वयं कहते हैं कि उनके द्वारा रचित उपरोक्त ग्रंथ को 
जो पढ़ता है, सुनता है, तथा भावना करता है, बह मोक्ष ब्राप्त करताहै ।' ** 
अतः जिनधाणी को परस्त्री कहकर हेय मानना, एक द्रव्य से दूसरे 
का सर्वंथा हित अहित नहीं होता, श्रादि कथन कुन्दकन्द' स्वामी के कथन 
द्वारा वाधित होता है | विवेकी व्यक्ति एकांत पक्ष को नही पकड़ता । एकांत 
पक्ष का श्राग्रह सम्यक्त्वी नही करता है । 
यह बात विचारणीय है कि कुन्दकुन्द स्वामी का सामंघर भगवान 
की दिव्य ध्वनि रूप पुदगल द्रब्य से स्वहित न होता, तो वे महृथि विदेह 


क्यों जाते ? श्रत: कथंचित्‌ एक द्रव्य दूसरे का उपकारी होता है, कर्म॑चित्‌ 
नहीं होता; ऐसा स्थाह्वाद पक्ष उचित तथा उपकारी है। 


८७ ) 
इंकि-- पुष्य के विधय में यह बात गले नहीं उतरती, कि वह ग्रात्मा 
का शत्रु रूप कर्म है, वह भीक्षार्थी के लिए कैसे उपकारी हो सकेगा ? 


उत्तर-अंनेकांत के प्रकाश में समाधान खोजना चाहिए । पृण्योदय 
मे प्राप्त सामग्री का उपयोग चतुर व्यक्त स्व परहित के साधनों में करता 
है । ऋर तथा दुष्ट व्यक्ति उस साधन सामग्री का उपयोग विषथ कषायों के 
पोषण में करता है! इस प्रसंग में यह पंद्य उपयोगी है--- 


विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति: परेषा परपीड़नाय । 
खलस्य साधी: विपरीत मेतज्जानाय दांनाथ च रक्षणाय |! 


दुर्जत विद्या का उपयोग विवाद में, धन का भहंकार पोषण में तथा 
शक्ति का उपयोग दूसरों को कष्ट प्रदान करने में करता है; संत्पुरष विद्या 
का ज्ञान कार्य में, घन का पात्र दान में तथा शक्ति का असमर्थों के रक्षण 
कार्य मैं उपयोग करता हैं । 


मिथ्यादृष्टि पुण्योदय से प्राप्त सामग्री को पापानुबन्धी क्रियाओं में 
लगाता है। जैसे किसी के बहुत घन सम्पत्ति हो गई, श्रौर उंसने कसाईखाना 
खोल दिया, मांस विक्रय, मद्य विक्रयादि का बड़े रूप मैं काम शुरू कर दिया, 
हीन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन हेतु सम्पत्ति का उपयोग किया। उसके फलस्वरूप 
बह अपने संचित पुष्य का क्षयकर पाप के सागर में डूबता है । 


यदि वह धन वैभव आदि सम्यग्दुष्टि विवेकी सत्पुरुष को प्राप्त हुन्ना, 
तो वह उसके द्वारा रत्नत्रय के श्रंगरूप कार्यो का संरक्षण, संवर्धन, जीव हितादि 
का कार्य सम्पन्न करता है। इससे वह घातिया कमेरूप पाप का क्षय करता 
हुआ तथा प्रन्त में उस वैभव मात्र का त्यागकर भगवान शातिनाथ के समान 
स्वदोष शान्ति द्वारा झादवतिक द्यांतिपुर्ण पद को पाता है। जिस व्यक्ति के 
पास धन मादकता दैदा करता है, उस व्यक्ति का हाल निन्‍्दनीय कहा 
जाता है । 

इस कारण पुण्य के विषय में स्थाहाद दृष्टि का उपयोग जरूरी है । 
श्रीषेण राजा ने सत्पात्न दान दिया था, उससे उसके अपार पुण्य बुद्धि होती 
गई, तथा उसने वैभव का सत्कार्यों में उपयोग किया। अ्रन्त में बह आत्मा 
भगवान शांतिनाथ तीर्थंकर होकर मोक्षधाम में विराजमान हो गई । 


( ८८ ) 


सासिक विचयार--इस प्रसंग में एक बात ईमानदारी से हृदय परे 
हाथ रखकर विचारने की है। एकांतवादी बर्गे श्रपना सारा दिन “हाय घन, 
हाय पैसा” से प्रेरित हो पृण्य रूपी वृक्ष के फल को संग्रह करना चाहता है 
झौर कहता है, हमें पृण्य नही चाहिए । कोई श्राम के शौकीन सज्जन आम 
तो खाना चाहें और शाम के व॒क्ष से घृणा करें, तो उनकी यह चेष्टा समभ- 
दारों को मनोविनोदप्रद है । यदि श्राम का वुक्ष नही चाहिये, तो उसके फलों 
का भी त्याग करो, तब विवेक की बात समभी जाये । 


तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते समय पृण्योदय से प्राप्त फल रूप सामग्री 
का जीर्ण तिनके के समान त्याग करते हैं और अंतरंग बहिरग रूप से 
अपरिग्रही बनते हैं, तब वे पाप का क्षय करते हुए पृण्य का भी नाश कर 
सिद्ध पदवी पाते हैं | भ्रतः विवेक के प्रकाश में तत्व पर दृष्टि डालना 
समभदारी की बात है । 


एकांत पक्ष वालों का सच्चा हित स्यादह्वाद चक्र का शरण ग्रहण करने 
में है। स्याद्गाद का शरण लेने वाला ही मोक्ष पाता है । 


बनारसीदासजी ने स्याद्वाद दृष्टि के बिधय मे नाटक समयसार में 
मामिक शब्द लिखे हैं:-- 


समुभे न ज्ञान कहे करम किए सों मोक्ष । 
ऐसे जीव विकल मिथ्यात की गहल में ॥ 
ज्ञान पक्ष गहे, कहे आतमा अबध सदा मै । 
वरते सुछन्द, तेउ डूबे हैं चहल में ॥॥ १॥। 


जथायोग करम करें, प॑ ममता न घरे। 

रहें सावधान, ध्यान की टहल में ॥। 
तेई भवसागर के ऊपर हु तरे जीव। 

जिन्हे को निवास स्यथादवाद के महल में ।। २ ॥। 
समन्वय पथ-प्रात्महित साधना जिनका ध्येय है, वे शास्त्र का 


न 


उपयुक्त और उपयोगी अंश ग्रहण कर जीवन शोधन के काये में 


( 5६ ) 


भ्रयत्नरत रहा करते हैं। समन्वय दृष्टि वाला साधक शास्त्र के श्र्थ की उसके 
प्रसंग, प्रकरण झ्ादि को ध्यान में रखकर वस्तुस्वरूप को मन में प्रतिष्ठित 
करता है । प्रध्यात्म दृष्टि और व्यवहार दृष्टि का समन्वय ने होने पर 
हास्त्र जीवन को उन्नत नहीं बनाता है। इस विषय को स्पष्ट करते के 
लिए कुछ उदाहरण यहां दिये जाते हैं । 


अध्यात्म दृष्टि की मुख्यता से कहा जाता है, आ्रात्मा भ्रविनाशी है, 
आत्मा की मृत्यु नही होती । पुज्यपाद ऋषिराज ने इष्टोपदेश में कहा है 
“न में मृत्यु: कतो भीति:” । इस दृष्टि वाले सत्पुरुष को यह झाष॑वाणी भी 
स्मरण में रहनी चाहिए “समाहि मरणं होहु मज्क'” मेरे समाधिमरण हो । 
पचरमकाल में चरम शरीरी मानव का जन्म नहीं होता है। उसकी मृत्यु 
अ्रवध्य होगी । न में मृत्युः का पाठ पढ़ने पढाने वाले महषि पृज्यपाद को 
समाधिमरण पर भी ध्यान देना आवश्यक पड़ा । उन्होंने भगवान से प्रार्थना 
की है, "प्राण प्रयाण क्षणे त्वन्नाम-प्रतिबद्ध वर्ण पठने कण्ठस्त्वकुण्ठो मम *-प्राण 
प्रयाण काल में जिनेश्वर के नाम स्मरण करते समय मेरा कण्ठ श्रवरुद्ध न 
हो । बिवेकी साधक समाधिमरण को ध्यान में रखता है तथा मेरी 
श्रात्मा की मृत्यु नहीं है इस सत्य पर भी भ्पती दृष्टि रखता है । 

प्रध्यात्म दृष्टि कहती है आत्मा ही आत्मा का है, “भात्मेव गुरु 
रात्मन:' समाधि-शतक में लिखा है :-- 


नयत्यात्मान मात्मव॑ जन्मनिर्वाण मेव वा। 
गुरुरात्मात्मन स्तस्मान्नान्योस्ति परमार्थत:॥ ७५ ॥ 


आत्मा ही आत्मा को संसार में तथा निर्वाण में ले जाता है, इससे 
परमार्थ से प्रात्मा का गुरु आत्मा है, अन्य गृर नहीं है ' 


इस दृष्टि के साथ व्यवहार दृष्टि भी साधक को अ्पनाती चाहिए, 
ताकि वह उसके जीवन निर्माण करने में पथ प्रदर्शक आझाचार्यादि को अपनी 
श्रद्धा तथा विनय का केन्द्र बनावे | बोध पाहुड मे कुन्दकुन्द स्वामी अपने 
गुरु द दशांग के वेत्ता भद्रबाहु शुतकेवली को इस प्रकार स्मरण करते हैं :--- 


बारस अंग वियाणं चउदस पुव्व॑ं-विउल वित्थरणं । 
सुयणाणि भद्दवाहू गमय-ग्रुरभयवश्रों जयउ ॥ ६२॥ 


( ६० ) 


हदशांग विज्ञान: चतुदंश पूर्वांग विपुल विस्तार: । 
श्रुतज्ञानी भद्रबाहु: गमकगुरु: भगवान्‌ जयतु ॥। 


चौदह पूर्वांगरूप बिपुल विस्तार सहित ह्ादशांग के ज्ञानी गसक गुरू 
श्रुलज्ञानी भगवान भद्रबाहु जयबत हों । 


गुरू के द्वारा जीव का महान हित होता है, यह सत्य इतज्ञ शिष्य के 
सदा ध्यान में रहना चाहिए । यह पद्म प्रसिद्ध है-- 


अज्ञान-तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया । 
चक्षु रुन्‍्मीलितं येन तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ 


वे गुरु वंदनीय है. जिन्होंने ज्ञानांजन युक्त सलाई के द्वारा अज्ञानांघे-- 
कार से अंधे श्षिष्थों के नेत्रों को उन्‍्मीलित किया --रोंग विभुक्त बनाया । 
शमीका रमंत्र में श्रचायं, उपाध्याय परमेष्ठी को स्मरण करते हुए गुरु की 
वंदना की जाती है। विवेकी व्यक्ति परमार्थ दृष्टि तथा व्यवहार दृष्टि युगल 
को हित साधक मानता है-- 


अ्रष्यात्म दृष्टि तीर्थ वंदना, देवा राधना, गुरु बंदना का निषेध 
करती हुईं, आत्मदेव की आराधना को हितकारी बताती है। परमात्म 
प्रकाश में लिखा है-- 


श्रण्णू, जि तित्थु म जा हि जिय अण्ण्‌ जु गुरुउ म सेवि । 
अण्ण जि देउ म चिंति तुह अ्रप्पा विमल मुएवि ॥ १-९५॥ 


है जीव, श्रपनी आत्मा को छोडकर किसी श्रन्य तीर्थ को मत जा, 
किसी भ्रन्य गुरु की सेवा मत कर तथा किसी श्रन्य देव की भ्राराधना मतकर । 


इसको पढ़ने वाला एकान्तवादी भोगासक्त व्यक्ति अपने प्रमादी जीवन 
को पुष्ट करना चाहता है । वह तीर्थ वन्दना, गुर सेवा तथा मन्दिर जाना, 
इजा करना श्रादि को अनुपयोगी मानता हुआ उपरोक्त श्षास्त्र की झाज्ञा को 
समक्ष रखता है । वह प्ज्यपाद स्वामी के इस कथन को श्रपने स्वेच्छा चरण 
का श्रवलंबन बनाता है-- 


( ८४१ ) 
यः पराॉत्मा स एवाहं योहं स परमस्ततः । 
भ्रहभेव मयो पास्थों नान्‍य: कश्चिदिति स्थिति: ॥३ १॥। 


जो परमात्मा है, वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह परम पात्मा है, श्रतः मै 
अपने द्वारा उपास्य हूँ, भ्न्‍्य कोई झाराघना योग्य नहीं है, ऐसी यथार्थ 
स्थिति है ! 

इस प्रभिद भेर्ि रूप' ओरेष्ठ स्थिति की अष्ठ दिंगम्बर अ्मण ही प्राप्त 
कर सकते हैं, उसे स्थिति को साध्य धनामे बईली देव पूंजी, भुरु भक्ति, तीर्थ 
यात्रा झ्रादि साधनों का श्राश्नय ले अपने रागादि विकारों से भ्रत्यन्त मलिन 
जीवन को  स्व॑च्छ बनाता ईर्मा मीक्ष पंथ में प्रगति करता है। भ्राचार्य क्न्दकुन्द 
ने भांध पॉहैड में कहां है-- 


जिणवर चरणंबु रुह णमंति जे परम भत्ति-राएण ॥ 
ते जम्मवेलि मुर्स खणंति वर भाव सत्थेण ॥१५१।॥ 


जिनेश्वर के चरण कमलों को जो उच्च भक्त युक्त अनुराग भाव से 
प्रणाम करते हैं वे जन्म रूप वेलि के मूल को निर्मल परिणाम रूप दास्त्र से 
काट डालते हैं । देव, गुरु, तीर्थ आदि का सम्पर्क पाकर मोही मानव मानसिक 
मलिनता से छुटता है ,तथा ऐसे विशिष्ट आनन्द को प्राप्त करता है, जो 
भोगजन्य सुखों की अ्रपेक्षे अत्यन्त उच्चकोटि का होता है। वीतराग को 
हूँदय से भक्ति जनित प्रानन्द लोकोत्तर होता है। मीक्ष पुरुषा्थ की सिंद्ध 
के लिए भ्रात्मा को अपनी शक्ति का अ्रपध्ययथ रोककर स्वयं में केन्द्रित होना 
प्रावश्यक है । इससे परोपकार में समय व्यतीत करने वाले श्रमण को इष्टोप- 
देश में शाचार्य कहते हैं-- 


परोप॑कुँतिं म॒त्सुज्य स्वोपकार परो भव । 
उपकुर्व न्‍्परस्याज्ञ: दुश्यमानस्य लोकवत्‌ ॥ ३३ ॥॥ 


धरात्मन्‌ ! अन्य का उपकार रूप कार्य त्याग व.रके प्रात्मा के उपकार 
कार्य में तत्पर हो । झात्मा से भिन्न शरीर झादि दृश्यमान बस्तुओ्नों का हित 
संपादन कार्य में अपता काल व्यतीत करते हुए तुम प्रज्ञानी जगत का 
अनुकरण करते हो । 


( €र ) 


इस कथन की झोट में कोई करुभामयी प्रवृत्तियों से विभुख होकर 
तथा संकीर्ण दृष्टि को आझपनावे, उसे आाचाये कहते हैं, प्रारम्भ में तुम्हारा 
जीवन झपने से हीन स्थिति में पड़े हुए व्यक्तियों को ऊँचा उठाने में 
व्यतीत होना चाहिए। श्रसमर्थ की सेवा सत्कर्म है। विवेकशील गृहस्थ के 
लिए दान देकर परोपका ररत रहना आवश्यक है। व्यवहार दृष्टि के प्रकाश 
में बे ही श्राचायें पूज्यपाद कहते हैं । 


ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भयोड्भयदानतः । 
अन्नदानात्सुखी नित्य॑ निर्व्याधि भेंषजाजुवेत्‌ ॥। 


अह जीव दूसरों को ज्ञान का दान करने से ज्ञानवान्‌, भ्रभय दान देने 
से अनय पूर्ण स्थिति युक्त होता है, अन्न दान से सदा सुखी रहता है तथा 
ओऔपधि का दान करने से व्याधिरहित होता है। श्रतः सदा दान देना उचित 
है । इस तकंसंगत व्यवहार दृष्टि का निरादर कर विषया सकक्‍्ति 
पुर्ण स्वार्थी जीवन व्यतीत कर अपने को महान श्रध्यात्मवादी मानना अ्रवि- 
वेकी का काये है। परोपकारी बनता गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है । 
तपोबनवासी श्रेष्ठ श्रमणो की अपेक्षा स्वोपकार की दृष्टि को मुख्य माना 
गया है । 


तत्तवग्राही निश्चय दृष्टि कहती है, एक ही खदान से निकले एक 
सगमरमर की चट्टान का एक अंश मूर्ति बनकर भगवान शांतिनाथ कहा जाता 
है और उस पाषाण का दूसरा अश मन्दिर की सीढी माना जाता है| यह भेद 
हमे मान्य नहीं है। हमारी निदचय दृष्टि में दोनो पापाण समान हैं । 


इस दृष्टि को एकान्त सत्य समन्वित स्वीकार करने पर गड़बडी ही 
जायगी । व्यवहारनय से प्रकाश प्राप्त स्याह्रादी कहेगा, खदान में उस 
पाषाण में भेद नहीं था, किन्तु जब मू्तिकार ने पाषाण को तीर्थंकर की मूर्ति 
का आकार दिया, प्रतिष्ठा विधि द्वारा उसको प्राण-अ्रतिष्ठा हों गई, तब 
साधक की विवेकपूर्ण दृष्टि उस मूरति को भगवान मानकर विनय करने को 
प्रेरित करती है | उस दृष्टि से सीढ़ी के पाषाण से उसकी समानता का पक्ष 
अब उपयोगी नही रहेगा । श्रकेला अध्यात्मवाद चक्कर में डाल देगा, भगवान 
गास्मटेश्बर की मूति को वह पापाण की मृति मानेगा, भगवान बाहुबली की 


( ६३ ) 


नहीं। ऐसा मानने से जीवन शोधन हेतु कुछ भी तत्व हाथ न लगेगा । 
व्यवहार दृष्टि से बाहुबली साक्षात्‌ मूतिमान हैं, ऐसा मानकर झाराधना करने 
से स्वहित संपादन होगा भ्रतः समन्वय पथ श्रेयस्कर एवं शांति प्रदाता है । 


शंका - स्थाद्वाद पक्ष वाला निईचय तथा व्यवहार दृष्टियों को उप- 
भोगी, उपकारी, हितकारी तथा श्रेयोपषथ मानता है। वह एकान्‍्त से 
प्रध्यात्म पक्ष मानने वाले का क्‍यों विरोध करता है ? ऐसा करना क्या सत्य- 
तत्त्व का विरोध नही है ? 


समाधवान-- एकान्त पक्ष वाला जब सत्य का विक्ृत, विकारी, हानि- 
कारी रुप उपस्थित करता है तब सत्यग्राही दृष्टि वाले का आ्रावश्यक कतंव्य 
हो जाता है, कि सत्य पक्ष के रक्षण हेतु एकान्‍्त दृष्टि से होने वाली हानि 
पर प्रकाश डाले | जैनागम जब बौद्ध तत्वज्ञानी को एकान्त क्षणिक पक्ष का 
पोषण करते हुए पाता है, तब उसका कतंव्य हो जाता है. कि वह पद दलित 
किए जाने वाले नित्य पक्ष को ध्यान में रखकर आक्रान्ता एकानतवादी को 
न्याय का सही रास्ता बतावे। यही न्याय निरदयनय और व्यवहारनय पक्ष 
को विस्मरण करने वाले एकान्तवादी चिन्तक के विषय में लगाना चाहिए। 
एकाल्तवादी सत्य को विकृत करता है। स्यथाद्वादवादी सत्य के सच्चे सौन्दर्य 
को प्रकाशित करता है । इसलिए समन्वय पथ ही न्याय मार्ग है। एकान्त 
पथ सत्य पद का विनाझ्क है; मिथ्यात्व है तथा संसार सागर मे जीव को 
डुबाने वाला है। वह कालकूठ विष से भी भयंकर है । 


भम्ृत स्रंथन 


2. प्रस्य स्वयं स्वभावाप्ति रथात्रे कृत्स्नकर्मण: 
तस्मे संशानरुपाय नमोस्तु परमात्मने ॥ इष्टोपदेश १ 
मैं भ्रतन्त ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 


समस्त कर्मों का नाश हो जाने पर स्वयं अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त 
किग्रा है । 
२. एहु जु अप्पा सो प्ररसप्पा कम्मविसेसे जायउ जप्पा 
जामइं जाणइ अप्पे श्रप्पा तामइईं सो जि देउ प्रमप्पा ।। २-१७४ 
परमात्मप्रकाज 


यह आत्मा परमात्मा है। वह कर्मोदय के कारण पराधीत हो गया 
है । जब वह अपने स्वरूप को जान लेता है, तब वह परमात्मा की भव्रस्था 


को प्राप्त करता है । 
३. देह विभिण्णड णाणमउ जो परमप्पु णिएइ ! 
परमसमाहि-परिट्ठटियउ पंडिउ सो जि हवेइ ॥ १-१४ पर.प्रकाश 


जो शरीर से भिन्न ज्ञानमय परमात्मा को जानता है, वहु परम 
समाधि में स्थिति होकर पंडित ( भ्रन्तरात्मा ) हो जाता है । 


४. स्वसंवेदन सुव्यक्स्तनुमात्रो निरत्यय: ॥ 
अत्यत सौख्यवान्‌ आत्मा लोकालोक विलोकन: । २१ इष्टोपदेश 


यह प्रात्मा स्वसवेदन [ झात्मा का ज्ञान ) द्वारा पुर्णतया व्यक्त 
होता है । यह शरीर प्रमाण, विनाशरहित, श्रनन्त सुख सम्पन्न तथा लोक 
झ्लौर अलोक का ज्ञाता है । 


। 


( ६५ ) 


५. अहमिक्को खलु सुद्धो दसण-णाण-मइयो सयाञ्रुवी 
ण वि अत्थि मुज्क छिचिवि अण्णं परमाणूमित्तं पि ॥३९समयसार 


में एक हूँ, मैं शुद्ध हें, ज्ञानदर्शन युक्त हूँ, सदा अ्ररूपी हूँ | परमाणु 
मात्र भी प्रन्य पदार्थ मेरा बहीं है । 
<. एक: सदा दमश्वतिको ममात्मा। विनिर्मेल: साधिगमस्वभाव । 
बहिभंवा सन्त्यपरे समस्ता न शाइवता: कर्मभवाः स्वकोया: ।। 
द्वातिशतिका २६ 
मेरी आत्मा सदा एक है, अविनाशी है, पूर्ण निर्मल भौर ज्ञान 
स्वभाव वाली है । बाह्य पदार्थ जो कर्मों के कारण उत्पन्न हुये हैं, वे सब 
मेरे नही हैं । वे श्रविनाशी भी नही हैं । 
७. अरस-मरुव-मर्गंध अ्रव्वत्तं चेदणागुण-मसहूं । 
जाण अलिंग्गहण जीव मणिहिद्र संठाणं ॥ १२७ पंचास्तिकाय 
जीव रस, रूप तथा गध रहित है। यह अव्यक्त है। चेतवता गरुग युक्त 
है । शब्दरहित है। इसका चिह्न! से ज्ञात नही होता । यह निश्चित आकार 
रहित है । 
८. णाहं देहो ण मणो, न चेव वाणी, ण कारणं तेसि । 
कत्ता ण, कारयिदा, अणुमत्ता णेव कत्तोणं ।। १६० 
प्रवचनसार 
में शरीर नही हूँ, मन नही हूँ वचन नही हूं। में इन तीनों का 
कारण नहीं हूँ, कराने वाला नहीं हूँ और मैं इनका प्रनुमोदन करने वाला 
भी नहीं हूं । 
९. तिक्‍काले चदु पाणा इंदिय-बल-माउ-प्राणपाणो य । 
ववहारा सो जीवो णिज्चय-णयदो दु चेदणा जस्स ॥ ३ 
द्रव्यसंग्रह 
जिसके भूत, भविष्यत और वर्तमान काल से इंद्रिय, बल-आयु तथा 
इवास शोर उच्छवास ये चार प्राण होते हैं, वह व्यवहारनय से जीव है । 
मिश्चधनय से जिसके चेतना पाई जाती है वह जीव है । 


( ६६ ) 


१०. अप्पा बंभणु वइसु ण वि णवि खत्तिउ ण॑ विसेसु । 
पुरिसु णउंसउ इत्थि णवि णाणिउ मुणइ असेसु ॥ १८७ 
परमात्म प्रकाश 
ग्रात्मा ब्राह्मण नही है, वैश्य नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, शुद्ध नहीं है । 
वह पुरुष नहीं है, नपूसक नहीं है श्रौर स्त्री नहीं है। बह सम्पूर्ण वस्तश्रों 
का ज्ञाता है | 


११. कालु लहेविण, जोइया जिभु जिमु मोहु गलेइ । 
तिमु तिमु दंसण लहइ जिउ णियमें अप्पु मणेइ ।। ८५ प. प्र. 
है योगी | काललब्धि को पाकर जैसे-जैसे मोह गलता जाता है 
उसी प्रकार यह जीव आत्मदर्शन को प्राप्त करता है तथा निदचय रूप में 
आत्मस्वरूप को जातता है । 
१२. अ्रप्पा माण सु देउ ण वि, अ्रप्पा तिरिउ ण होइ । 
अप्पा णारठ कहि वि ण वि णाणिउ जाणइ जोड़ ॥ ९० प. प्र 
यहूँ जीव वास्तव में मनुष्य नहीं है, देव नहीं है, पद्चु नहीं है तथा 
नारकी भी नहीं है। यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है। योगी उस आत्मा को 
जानते हैं । 


१३. रागद्वेघादि कह्लोले - रलोल॑ यन्‍्मनोजलम्‌ । 
स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं तत्‌ तत्त्वं नेतरो जनः ॥३५ समाधिशतक 
जिस पुरुष का मन रूपी जल राग, ठेप, मोह ब्रादि की लहरों से 
चचल नहीं है, वह अपनी श्रात्मा के सच्चे स्वरूप को देख लेता है । प्रन्य 
लोग उसका दर्शन नही कर पाते । 
१४. सर सनिले थिरभूए दीसइ णिव्डिय पि जह रयणं । 
मण सलिले थिरभूए दीसइ अ्रप्पा तहा विमले ॥ ४१ तत्वसार 


जिस प्रकार सरोवर के जल के स्थिर होने पर उसमें गिरा हुआ 
रत्न दिद्वाई देता है, उसी प्रकार निर्मल मन रूपी जल के स्थिर होते पर 
श्रात्मदर्शन होता है. । 


( ६७ ) 


१५. जह जह मणप्ंचारो इंदिय घिसया वि उवसमं जंति। 
तह तह पयडइ श्रप्पा अप्पाणं जाण हे सूरि ॥ ३० तत्त्वसार 
है सूरि ! जैसे-जैसे मन का संचार श्र इंद्रियों की विषयों में 
प्रबवत्ति हकती है, वसे-बसे प्रात्मा श्रपने आपको प्रकाशित करता है । इस 
बात को हृदय में धारण करो । 


१६. ताम ण णज्जए अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम । 
विसए विरत्तचित्तों जोई जाणेइ श्रप्पाणं ॥| ६६ मोक्ष पाहुड 


जब तक यह जीव भोगादि विषयों में प्रवत्ति करता है, तब तक यह 
प्रात्मा को नहीं जानता है । विषयो से विरक्त योगी भ्रात्मा को जानता है । 


१७ सिद्धोंसुद्धो $ हूं श्रणंत-णाणादि-गुणसमिद्धोहं । 
देहपमाणो णिच्चो अ्रसंखदेसों श्रमुत्तो य॥ २८ तत्त्वसार 
मे पिद्ध हूँ, मं शुद्ध हें । मैं अ्नन्तज्ञान, अनन्त दर्शन आदि गुणों से 


मम्पन्न हैं। में देह प्रमाण, श्रविनाशी, असंख्यात्‌ प्रदेश वाला तथा मूत्ति 
रहित हैं । 


१८. चित्तविरामे विरमंति इदिया तैसु विरदेसु । 
ग्राद सहावम्मि रदी होदि फुढं तस्स णिव्वाणं ।। १० ते. सा. 


मन के स्थिर होते पर इद्वियां विषयों की भ्रोर प्रधुक्ति नही करती 
हैं। जिसकी आ्रात्म स्वरूप में विमग्नता होती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है । 


१०, संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेत चेतस: । 
आ्रात्मान मात्मवान्‌ ध्यायेत्‌ आात्मनैव आत्मनि स्थित ॥॥ २२ 
इष्टोपदेश 
आत्मा, स्पर्शन भ्रादि इच्द्रियों को विषयों से रोककर, मन को 


एकाग्रता से भ्रात्मा के स्वछूप में स्थिर होकर श्रपनी भात्मा के द्वारा अपनी 
ग्रात्मा का, ध्यान करे । 


( ६€८ ) 


२०. प्रमेयत्वादि भिर्धमें-रचिदात्मा चिदात्मकः ॥। 
ज्ञान दर्शनस्तस्मात्‌ चेतनाड चेतनात्मक: ॥। स्वरूप संबोधन ३ 


यह प्रात्मा प्रभेयत्व, वस्तुत्व श्रादि गुणों की शक्षपेक्षा भ्रचित्‌ रूप 
( प्रवेतन ) है। ज्ञान ओर दक्षन की अ्रपेक्षा चेतनात्मक है। इस कारण यह 
चेतन भ्ौर अचेतन दोनों रूप है ( यहां प्रचेतन का भ्रथे जड़ नही है। चैतन्य 
भिन्न अन्य गुण रूप है ) 


२१. सोहमित्यात्त-संस्का रः, तस्मिनृुभावनया पुनः । 
तत्रेव दृढसंस्कारात्‌ लभते ह्यात्मनि स्थितिम्‌ ।। २८ 
समाधिशतक 
योगी प्रन्तरात्मा बनने पर परमात्मा में सोहं-.वह परमात्मा मैं 
है इस प्रकार की भावना के द्वारा भ्रपना संस्कार बनाता है श्लौर परमात्मा 
में दृढ़ संस्कार द्वारा भ्रपनी प्रात्मा में स्थिरता प्राप्त करता है । 
२२. दरीरत: कर्तुमनंतशाक्ति विभिन्न-मात्मान-मपास्तदोषम्‌ । 
जिनेन्द्रकोषादिव खडः गर्यष्टि तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति:॥ 
सामायिक पाठ 


है जिनेन्द्र ! आपके प्रसाद से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो, कि जिस 
प्रकार तलवार म्यान से भिन्न रहती है, इस प्रकार मैं दोष रहित, अ्रतन्त 
शक्तियुक्त प्रपती आत्मा को शरीर से पृथक कर सकूँ। 


२३. न मे मृत्यु: कुतो भीतिन मे व्याधिः कुतो व्यथा । 

नाहं बालो न वृद्धोह न युवेतानि पुदुगले ॥ २९ इष्टोपदेश 

मेरी भ्रात्मा की मृत्यु नहीं होती; इसलिये में क्यों भय घारण करू ? 

मेरी भ्रात्मा के कोई रोग नही है इसलिये में क्‍यों पीड़ा का अनुभव करू” ? 
में बालक नहीं हूँ, मै वृद्ध नहीं हूँ, मै युवक नहीं हूं । ये श्रवस्थाएं पुद्गल में 
पाई जाती हैं । 
२४. अहमेको न में कश्चित्‌ नेवाहमपि कस्यचित्‌ । 

इत्यदीनमन।ः सम्यगेकत्वर्माप भावयेत्‌ । ३८-१८४ महापुराण 


( &€६ ) 
इस संसार में मैं भ्रकेला हूँ, मेरा कोई नही हैं; तथा मैं भी किसी 
का नहीं हैं | इस प्रकार धैयें धारण कर भत्री प्रकार ग्रात्मा के एकत्वपने की 
भावना करे ॥ 
2२५. अकिचनोह - मित्यास्व त्रैलोक्याधिपति भंवे: । 
योगिगम्यं तव प्रोक्‍्तं रहस्यं परमात्मन: ॥ ११० आ्रात्मानुशासन 


मम 


हैं भद्र ! में प्रकिचन रूप हँ--कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है। इस 
श्रकार की भावना कर, इससे तू त्रिलोक का स्वामी हो जायगा। मैंने तुझे 
शोगिगम्य परम(त्मपद का रहस्य कहा है । 
२६. जो सब्वसंगमुक्की झायदि अप्पाण मप्पणा अ्रप्पा । 

ण वि कम्म॑ णोकम्मं चेदा चितेदि एयत्तं ॥ १८८ समयसार 

जो आत्मा स्वंपरिग्रह का त्याग करके भात्मा मेरी है इस प्रकार 
आत्मा का ध्यान करता है तथा कर्म और नो कर्म मेरे नही हैं, ऐसा मानता 
है, वह आत्मा के एकत्व का चिन्तवन करता है । 


७. देहहं पेक्लवि जरमरणु मा भय जीवकरेहि । 
जो अजरामरु बभ पर सो अप्पाण मुणेहि ।.७१परमात्मप्रकाश 
है जीव ! शरीर की वृद्धावस्था श्रौर मृत्यु को देखकर तू 
भयभीत मत हो । जो परकब्रह्म भ्रजर और भ्रमर है, उस रूप अपनी आत्मा 
को जान। 
२८. न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्‌ क्षेमंकर मात्मन: । 
तथापि रमते बाल स्तञैवाज्ञान भावनात्‌ ॥ ५५ समाधिशतक 
जो झ्रात्मा का कल्याणकारी तत्त्व है, वह इंद्रियों के विषय-भोगों में' 
नहीं है । फिर भी प्ज्ञानी जीव अज्ञान भावना से उन इंद्वियों के विषयों में 
प्रेम करता है । 
२९. त्वमेव कर्मणां कर्ता भोक्ता च फलसंततेः । 
मोक्ता च तात कि मुक्तौ स्वाधीनायां न चेष्टसे ॥ ११-४४ 
क्षत्रचड़ामणि 


( (६०० ) 
हे भ्रात्मन्‌ ! तू ही कर्मों का कर्त्ता है शौर फलों का भोगने वाला 
है | तू ही मोक्ष प्राष्त करने वाला है। हे तात ! अपने झाश्चित मोक्ष के 
लिये क्‍यों नहीं प्रयत्त करता है ? 
३०. बंधाणं च सहावं वियाणिओं श्रप्पणो सहावं च । 
बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्मविभोक्‍खणं कुणई ॥|२९३समयसार 
जो बन्ध के स्वरूप को और प्ात्मा के स्वरूप को जानकर बन्ध 
के कारणों से विरक्‍त होता है, वह भात्मा कर्मोंका पूर्ण रीति से क्षय 
करता है । 
३१. जह बंधे चितंतो बंधण-बद्धों ण पावइ विमोक्‍्खें । 
तह बंधे चितंतो जीवोबि ण पावइ विमोव्ख ॥२९१ समयसार 
जैसे बन्धन में बन्धा हुआ पुरुष अपने बन्धनों के विषय में केवल 
विचार करता हुम्रा मोक्ष नही पाता, उसी प्रकार यह जीव भी बन्ध का. 
चितवन करता हुआ मोक्ष नहीं पाता है । 
३२. जह बधे छित्तृणय बधण-बद्धों उ पावइ बिमोक्‍्खं । 
तह बंध छित्तूण य जीवो सपावइ विमोक्‍्खें ।। ३९२ समयसार 
जैसे बन्धन में बन्धा पुरुष बन्धनो को काटकर स्वतन्त्र होता है, उसी. 
प्रकार यह जीव भी कर्म बन्धन को नष्ट कर मोक्ष को पाता है । 
३३. वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्मम: क्रमात्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेत निमंमत्व॑ विचितयेत्‌ ॥ २६ इष्टोपदेश 
जो जीव ममता भानत्र युक्त है, वह कर्मो के बन्चन को आप्त करता 
है तथा जिसके ममकार भाव नष्ट हो गया है वह मोक्ष को प्राप्त करता है । 
इसलिये पूर्ण प्रयत्न करते निर्ममत्व रूप से आत्मा का चितवन करे , 
३४. भावों रागादिजुदों जीवेण कदों दु बधगो भणिदों । 
रागादि विप्पमुक्को अबधगो जाणगो णवरि ॥ २६७ समयसार 
जीव के द्वारा किये गये राग आदि परिणाम उस जीव के बन्ध के 


कारण हैं। जो श्रात्मा रागादि से रहित है भौर बन्ध रहित हैं वह 
ज्ञायक रूप है। 


( १०१ ) 
३४. तत्र बंधः स्वहेतुम्यों यः संश्लेषः परस्पर । 
जीव कर्मंप्रदेशानां स प्रसिद्ध श्चतुविध: ॥। ६ तत्त्वानुशासन 
अ्रपने कारणों से जीव और कम के प्रदेशों का परस्पर में मिल जाना 
बन्ध है। वह बन्ध प्रकृति, स्थिति, भ्रनुभाग शोर प्रदेश रूप से चार प्रकार 
काहै। 
३६. बंधस्थ हेतव: पंच स्युमिथ्यात्व मसंयम: । 
प्रमादद॒च कृषायरच योगइचेति जिनोदिता: || ५-२ तत्त्वार्थसार 


जिनेन्द्र भगवान ने मिथ्यात्व, अ्रसंयम, प्रमाद, कषाय तथा योग ये 
पांच बन्ध के कारण कहे हैं । 


३७. अनादि नित्य संबंधात्‌ सह कमेभिरात्मन: । 
अमूर्तस्थापि सत्येक्ये मूतेत्वमवसीयते ॥ ५-१७ तत्त्वार्थसार 
ग्रनादिकाल से मूर्ति रहित श्रात्मा का कर्मों के साथ निरन्वर 
सम्बन्ध होने पर एक रूपता होने के कारण आत्मा को मू्ति युक्त भी 
माना गया है। 
३८. तथा च मूर्तिमानात्मा सुराभिभवदर्शनात्‌ । 
न हि अ्रमू्तेस्य नभसो मदिरा मदकारिणी ।।५-१९ तत्त्वार्थसार 
आत्मा सृतिमान है, क्योंकि मृतिमान मदिरा के द्वारा प्रात्मा प्रभावित 


होती हुई देखी जाती है। मदिरा के द्वारा मूर्ति रहित प्राकाश में उन्मत्तता 
का दशेन नहीं होता । 


३९. बंध हेतुषु सर्वेषु मोहश्चक्री प्रकीतित: । 
मिथ्याज्ञानं तु तस्थयैव सचिवत्व मशिश्षियत्‌ ॥ १२ तत्त्वानुशासन 


वन्‍्ध के कारणों में मोहनीय कर्म चक्रवर्ती राजा सदुश है। मिथ्या- 
ज्ञान उसके मन्त्री के समान सहायक है । 


( १०२ ) 


४०. ममाहंकार नामानौ सेनान्यौच तत्सुतौ । 
यदायत्तः सुदुर्भेदों मोहव्यूह: प्रवर्तते ।। १३ वत्तवानुशासन 


उस मोह के अ्रहंकार भौर ममकार नाम के दो पुत्र सेनापति रूप 
हैं, इन दोनों के प्रधीन दुर्भेद्य मोह की सेना का व्यूह प्रवृत्ति करता है 


४१. तस्मादेतस्य मोहस्य मिथ्याज्ञानस्थ च द्विष: । 
ममाहंकारयो इचात्मन्‌ विनाशाय कुरुद्ममम्‌ ॥ २० त. सा- 


इसलिये है श्रात्मने ! आत्मा के क्षत्रु मोह, मिथ्याज्ञान तथा ममकार 
झौर भ्रहुकार के विनाश के लिये तू उद्योग कर । 


४२. स्वं स्वत्वेन ततः पश्यन्‌ परत्वेन च तत्परम्‌ । 
प्रत्यागे मर्ति क्या: कार्य रन्‍्ये: किमस्थिरै: ॥७-१८क्षत्रचू डरामणि 


प्रात्मन्‌ ! श्रपती पआरात्मा को श्रपने रूप से तथा उससे भिन्न शरीर 
को पभ्रपने से भिन्न रूप में देखते हुए पर वस्तु के त्याग में भ्रपनी बुद्धि को 
लगा । प्रन्य नष्ट होने वाले कार्यों से क्या लाभ है ? 


४३. परत्यागकृतो ज्ञेया: सानगा राउगारिण: । 
गात्रमात्रधना: पूर्वे सवंसावद्य वजिता: ॥ १९ 


पर वस्तु को त्याग करने वाले श्रनगार ( मुनि ) तथा गृहस्थ 
जानने चाहिए | इनमे मुनिराज सम्पूर्ण पापों के त्याग करने वाले केवल 
शरीर मात्र सम्पत्ति के स्वामी होते हैं। 


४४. सम्यक्त्वममल-ममला-न्यणुगुण-शिक्षात्रतानि मरणान्ते 
सललेखना च विधिना पूर्ण: सागारधर्मोयम्‌ ॥ १-१२ 
सागारधर्मा मृत 


निर्मेल सम्यग्दशेन, निर्दोष रूप से श्रणुत्रत, गुणव्रत तथा शिक्षात्रत 
रूप श्रावकों के द्ादश बतों का परिपालन तथा विधिपूर्वेक मरणान्त समय 
में समाधि का होना यह परिपूर्ण गृहस्थ-घर्मं है । 


( १०३ ) 


४५. जीवादी सहृहर्ण सम्मत्तं जिणबरेंहि पण्णत्तं । 
ववहारा णिच्छुयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्तं ॥ २० दर्शनपाहुड 


जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहारनय से जीवादि का श्रद्धान करता सम्य- 
क्त्व कहा है। निश्चयनय की भ्पेक्षा भ्रात्मा का श्रद्धान सम्यक्त्व कहा है । 


४६. हिंसा रहिए धम्मे अ्रट्र रह दोस वज्जिए देवे । 
णिग्गंथे पव्वयणे सहृह्ण होइ सम्मत्तं ॥ ९७ मोक्षपाहुड 


हिन्सा रहित श्रर्थात्‌ भ्रहिसा घर्म, भ्रठारह दोष रहित देव श्रौर 
निप्रेन्थ गुरू की वाणी में धरद्धा करना सम्यकत्व है । 


४७. सम्यक्‍त्वा त्सुगतिः प्रोक्ताज्ञानात्कीति रुदाहृवता । 
वत्तात्पूजा मवाप्नोति त्रयाच्च लभते शिवम्‌ ॥ यशस्तिलक 


सम्पक्त्व से सुगति मिलती है। ज्ञान से यश मिलता हैँ। चारित्र से 
आदर प्राप्त होता है । तीनों के सम्मिलन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


४८. अहिसा सत्य मस्तेयं स्वस्त्री मितवसु ग्रहौ। 
मद्य मांस मधुत्याग स्तेषां मूलगुणाष्टकम ॥ ७-२३ 
$ क्षत्र चूड़ामणि 


गृहस्थों के अ्रहिसा, सत्य, श्रचौर्य, स्वस्त्री सन्‍्तोष औ्रौर सीमित 
पदार्थों का संग्रह तथा शराब, मांस और शहद का त्याग ये झाठ मूल गुण 
कहलाते हैं । 


४९. मदह्य पल मधु निशाशन पचफली विरति पंचकाप्त-नुती । 
जीवदया जलगालन मिति च क्वचिदष्ट मूल गुणा: ॥ 
सागार घर्मामृत 


मद्य, मांस, शहद, राजि भोजन, पीपल, बड़, ऊमर, कठ ऊमर शोर 
पाकर रूप पंच जीव थुक्त फलों का त्याग, पच परमेष्ठि की पूजा, जीवदया 
तथा जलगालन को किन्‍्हीं श्राचार्यों ने गृहस्थ के भ्राठ मूल गुण कहे हैं । 


( १०४ ) 
५० हिसानृत चौर्येभ्यों मेथुनसेवा परिग्रहाभ्यांच । 
पाप प्रणालिकाम्यों विरति: संज्स्य चारित्रम्‌ ॥४९। 
रत्तकरंडश्ञावकाचार 


हिंसा,भूठ,चो री,पर स्त्री सेवन तथा परिस्रह रूप पाप के कारणों का 
परित्याग करना सम्यण्ज्ञानी का चारित्र कहा गया है । 


५१. यदि पापनिरोधोन्य सम्पदा कि प्रयोजनम्‌ । 
ग्रथ पापाख्रवो स्त्यन्य सम्पदा कि प्रयोजनम्‌ ॥२७ र. सा. 


यदि पाप का निरोघ है, तो अन्य सम्पत्ति से क्‍या प्रयोजन है? 
यदि पाप का आश्रव होता है, तो श्रन्य सम्पत्ति से क्‍या प्रयोजन है ? 


५२. अनंतसुखसंपन्नं येनात्मायं क्षणादपि । 
नमस्तस्मे पवित्राय चारित्राय पुनः पुनः ॥ 


जिसके हारा यह जीव क्षण मात्र में अनंत सुख को प्राप्त करता है, 
उस सम्यक चारित्र को पुनः पुन: प्रणाम है । 


५३. दाणं पूजा मुक्खं सावय धम्मे ण सावया तेण विणा । 
भाणज्मयणं मुक्खं जइ धम्मे ण तं विणा तहा सोवि ॥११ 
रयणसार 
दान तथा पूजा श्रावक के मुल्य धर्म हैं । इनके बिना श्रावक नही 
होता है। ध्यान और अध्ययन मुख्य रूप से मुनि के धर्म हैं । इनके बिना 
मुनि नही होते हैं । 
५४. अभोष्ट फलमाप्नोति ब्रतवान्परजन्मनि । 
न ब्रतादपरो बंधु नाब्रतादपरो रिपु: ॥ ७६-३७४ उत्तरपुराण 
ब्रती पुरुष श्रागामी भव में मनोबांछित फल को, प्राप्त करता है। 


अहिंसा झादि द्रतों के समान जीव का कोई बन्धु नहीं है । हिंसा! श्रादि 
पापाचरण के समान प्न्य शत्रु नहों है । 


( ६०४५ ) 


५५. यावन्न सेव्या विषयास्तावत्ताना प्रवृत्तितः । 
ब्रतयेत्‌ सब्रतो देवान्मृत्तोड्मुन्न सुखायते ।। २-७७ सागारघर्मामृत 


जब तक इंद्वियों के द्वारा विषयों का सेवन नहीं होता है, तब तक 
के लिए पुनः प्रवृत्ति पर्यन्त उनका त्याग करे | दैववश ब्रत युक्त मरण हो 
गया तो परलोक में जीव सुखी रहेगा । 


५६ बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रान्ति रान्तर: । 
चित्त दोषात्म विश्वांति: परमात्माति निर्मेल: ॥|५ समाधिश्तक 


शरीरादि में प्रात्मापने का भ्रम युक्त जीव बहिरात्मा है | चित्त, 
रागादि दोष तथा आत्मा के विषय में श्रांति रहित शभ्रन्तरात्मा है॥। समस्त 
दोषों से रहित अत्यन्त निर्मल परमात्मा है । 


५७. मूल संसारदुःखस्य देह एवात्मघीस्ततः । 
त्यक्त्वेनां प्रविशेदंत बहिर व्याप्रतेन्द्रिय: ॥॥ १५ स. भ. 


संसार के दु खों का मूल शरीर में ही प्रात्म बुद्धि है। इस मिथ्या 
भारणा को त्याग कर बाह्य पदार्थों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोककर 
अपनी प्रात्मा में प्रवेश करता चाहिए । 


५८. एवं त्यक्त्वा बहिर्वाच त्यजेदरन्तरशेषतः । 
एप योग: समासेन प्रदीप: परमात्मन: ॥॥ १७ स. श. 


इस प्रकार अन्तरात्मा बाहरी बचनों का त्यागकर पूर्ण रूप से 
अतर्जल्प का भी त्याग करे । इस प्रकार संक्षेप से बहिरंग व अ्रन्तरंग 
वचनाला।प का त्याग रूप योग परमात्मा के स्व॒रूप का प्रकाशक दीपक है । 


५९. यदा मोहात्प्रजायेते रागद्वंषौ तपस्विन: । 
तदेव भावयेत्स्वस्थ-मात्मानं शाम्यत: क्षणात्‌ ।। ३९ स. श. 


जिस समय तपस्वी के मोह के कारण राग तथा द्वेष उत्पन्न होते हैं, 
उसी समय प्रपने स्वरूप में स्थित हो भ्रात्मा की भावना करे । इससे क्षण 
भर मे राग-द्वेष शांत हो जाते हैं । 


( १०६ ) 


६०. वहिरंतर-प्प-भेयं परसमयं भण्णये जिणि देहि ! 
परमप्पो सग समय॑ तब्भेयं जाण ग्रुणठाणे ॥ १४८॥ 'रगणसार 
बहिरंतरात्म-भेद: परसमय: भण्यते जिनेन्द्रे: । 
परमात्मा स्वक समय: तडद्ेद जानीहि ग्रुणस्थाने ॥ 


जिनेन्द्र ने बहिरात्मा भीर अन्तरात्मा के भेद रूप 'पर-समय” कहा 
है, परमात्मा 'स्वसमय' है । उसके भेदों को इस प्रकार गुणस्थानों में जानना 


चाहिये । 

६१. मिस्सोत्ति बहिरप्पा तरतमया तुरिय अश्रंतरप्प-जह॒ण्णा । 
संतोत्ति मज्भिमंतर खीणृत्तम परम जिण-सिद्धा ॥ १४९॥। 
मिश्रेति बहिरात्मा तरतमकः तुर्ये अंतरात्म-जघन्यः । 
शांतेति मध्यमान्त: क्षीणे उत्तमः परमा: जिनसिद्धा: ॥ 

मिथ्यात्व, सासादन तथा मिश्रा गृणस्थान में बहिरात्मा कहा है * 
चौथे गुणस्थान में प्रन्तरात्मा का जघन्य है । उपशांत कषाय परय्य॑न्त मध्म 
श्रन्तरात्मा है । क्षीण कषाय में उत्तम श्रन्तरात्मा है | जिमेनद्र भगवान 

(कैवली ) तथा सिद्ध परमात्मा 'स्व समय? हैं । 


६२. एक्को करेदि कम्म॑ एक्को हिडदि य दीह संसारे । 
एक्को जायदि मरदि य तस्य फल भुृंजदे एक्को ।। १४॥ अनुप्रेक्षा 
एक: करोति कर्म एक: हिण्डति च दीघे संसारे। 
एक: जायते म्रियते च तस्य फल भुंक्ते एक: ।। 
एक जीव कर्म का बंध करता है। वही जीव अकेल। प्रनंत संसार में 


भ्रमण करता है। एक जीव उत्पन्न होता है। वही जीब मृत्यु को पाता है। वह्‌ 
अकेला कर्म के फल को भोगता है। 


६३. एक्को करेदि पावं विसय णिमित्तेण तिव्वलोहेण । 
णिरय-तिरियेसु जीवो तस्य फल भुंजदे एक्‍्को ॥१५॥ 
एक: करोति पापं॑ विषय निमित्तेन तीवब्नलोभेन । 
नरक तिर्यक्षु जीवो तस्थ फल भुंक्ते एक: ॥ 


( ६०७ ) 


एक जीव तीत्र लोभवश विषय के निमित्त पाय करता है, वही 
झकेला जीव नरक झ्ौर तिय॑च पर्याय में उस पाप का फल भोगता है । 


६४. एक्को करेदि पुण्णं धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण । 
मणव देवेसु जीवो तस्स फल भुंजदे एक्को ॥१६॥ भ्रनु. 
एक: करोति पृण्यं धर्म निमित्तेन पात्रदानेन । 
मानव देवेसु जीव: तस्य फल॑ भुक्ते एक: ॥ 
एक जीव पात्र दान द्वारा धर्म के निमित्त से पुण्य का भ्र॒जंन करता 
है बही जीव अकेला मनुष्य तथा देवों में उस पुण्य का फल भोगता है । 


६५. पंच विहे संसारे जाइ-जरा-मरण-रोग-भय-प्पउरे । 
जिणमग्ग-मपेच्छतो जीवो परिभमदि चिरकालं ॥२४।। 
पंचविधे संसारे जाति-जरा-मरण-रोग-भय-प्रचुरे । 
जिनमार्ग-मपश्यन्‌ जीव: परिभ्रमति चिरकालम्‌ ॥ 

यह जीव जिन भगवान द्वारा प्रदर्शित मा्गे का परिज्ञान न कर 
जन्म, जरा, मरण, रोग तथा भय परिपूर्ण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव भौर भाव 
रूप संसार में चिरकाल तक भ्रमण करता है। 


६६. सव्वे वि पोग्गला खलु एगे भृत्तुज्किया हु जीवेण । 
असय अणंतखुत्तो पुग्गल परियट्ट संसारे ॥२५॥ 
सर्वेपि पुदगला: खलु एकेन भुक्तोज्मिता हि जीवेन । 
ग्रसकृदनंतक्ृत्व: पुदूगल-परिवर्त संसारे ॥। 
इस जीव ने पुद्ूगल परावतंन रूष संसार में संपूर्ण पुदगलों को 
अनन्त बार भोग कर उनका परित्याग किया है। ऐसा एक भी पुृद्गल नहीं 
है जिसे जीव ने प्रनन्‍्त बार न भोगा हो । 


६७. सव्वम्हि लोयखेत्ते कमसो तण्णत्यि जण्ण उप्पण्णं । 
उगगाहणेण बहुसो परिभमिदों खेत्त संसारे ॥२६।॥। 
सर्वस्मिन्‌ लोक क्षेत्रे क्रशः तन्नास्ति यत्र न उत्पन्न: । 
अ्वगाहनेन बहुशः परिभ्रमितः क्षेत्र संसारे ॥ 


(्‌ श्ण्प ) 
संधृर्ण लोक रूपी क्षेत्र में ऐसा स्थान नहीं है जहां इस जीव ने उत्पन्न 


होकर तथा उस स्थान में शरीर धारण कर पनेक बार क्षेत्र रूपी संसार में 
परिभ्रमण न किया हो । 


€८. पुत्तकलत्त निमित्तं अत्थं अ्रज्जयदि पावबुद्धीए 
परिहरदि दयादाणं सो जीवो भमदि ससारे ४ ३० ॥ 
पुत्र-कलत्र निमित्तं अर्थ अ्रज॑यति पापबुद्धया । 
परिहरति दयादान सः जीव: भ्रमति संसारे ॥ 


यह जीव पाप बुद्धि युक्त हो, पुत्र तथा स्त्री के निमित्त घन कमाता 
है तथा दया भ्रौर दान नहीं करता है| ऐसा जीव संसार में म्लरमण करता है । 


६९. मम पुत्तं मम भज्जा मम धण-चण्णीत्ति तिब्व कंखाए । 
चइऊण धम्मबुद्धि पच्छा परिपडदि दीह संसारे ॥ ३१ ॥ 
मम पुत्रों मम भार्या मम धन घान्य मिति तीक्र कांक्षया 
त्यक्त्वा धर्मबुद्धि परचात्‌, परिपत॒ति दीघे संसारे॥ 


यह जीव धर्स बुद्धि का त्याग कर मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरा 
धन झौर धान्य है; ऐसी तीज लालसा के फलस्वरूप सुदीर्ध संसार में 
डूबता है । 


७०. हेतूृण जीवरासि महु-मंसं सेविऊण सुरपाणं । 
परदव्व परकलत्तं गहिऊण य भमदि संसारे ॥ ॥ रे३ ॥ 
हत्वा जीवराशि मधु-मांसं सेवित्वा सुरापानम्‌ । 
परद्रव्य-परकलत्र गृहीत्वा च भ्रमति संसारे ॥ 


यह जीव जीवराशि को मारकर मधु, मांस तथा मदिरा का पान 
करता है, दूसरे का घन श्रौर पत्ती को ग्रहण कर संसार में श्रमण करता है। 


७१. जत्तेण कुणइ पावं विसय णिमित्तं च अहणिसं जीवों । 
मोहंध-यार सहिग्नो तेण दु परिपडदि संसारे ! 
यत्नेन करोति पापं विषय निमित्तं चर अहनिशं जीव: । 
मोहान्धकार सहितः तेन तु परिपततिसंसारे ॥ 


(१०९ ) 
यह जीव दिन रात विदयों के निमित्त यत्नपूर्वक पाप कार्य करता है 

(यह यत्न पूर्वक धर्म कार्य नहीं करता) इस कारण यह मोह रूपी श्रंधकार 

सहित संसार में डूबता है । 

७२. संसार मदिक्कतो जीवो-वादेय मिदि विचितेज्जो । 
संसार-दुहक्‍कंतो जीवों सो हेय मिदि विचितेज्जो ॥ ३८ ॥। 
संसार अ्रतिक्रान्त: जीव उवादेयमिति विचितनीयम । 
संसार दुःखाकान्त: जीव: स हेय इति विचितनीयम्‌ ॥ 


संसार से शझतिक्रास्त जीव उपादेय है ऐसा चितवन करे । सासारिक 
दुःखों से प्राक्रान्त जीव हेय है ऐसा विचार करे । 


७३. असुहेण णिरय तिरियं सुह-उवजोगेण दिविज-णर-सोक्खं । 
सुद्धेण लह॒इ सिद्धि एवं लोयं विचितिज्जो || ४२ ॥। 
अशुभेन नरक तियेच शुभोपयोगेन दिविजनर सौख्यम्‌ । 
शुद्धेन लभते सिद्धि एवं लोक: विचितनीय: ॥ 
श्रशुभ भाव से यह जीव नरक और तिय॑च पर्याय को पाता है। शुभ 
उपयोग से स्वर्ग तथा मनुष्य पर्याय के सुख को भोगता है । शुद्ध भाव से 
भोक्ष प्राप्त करता है । इस प्रकार लोक के विषय में विचार करे ! 
७४. णिरया ह॒वंति हेट्ठा मज्फे दीवंबु रासयो संखा । 
सग्गो तिसट्ठिभेयों एत्तो उड़े हवे मोवखों || ४० ॥। 
नरका भवंति अधस्तने मध्ये द्वीपाम्बुराशया: असंख्या: । 
स्वर्ग: त्रिषण्ठि भेद: एतस्मात्‌ उध्य भवेत्‌ मोक्ष: । 
अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं। मध्य लोक में ग्रसंख्यात द्वीप 
समूह है। इसके ऊपर स्व लोक के ६३ पटल है । इसके ऊपर मोक्ष है । 


७५. देहादो बदिरित्तों कम्मविरहिहओ्रो अणंत सुह णिलयो । 
चोकखो हवेइ अप्पा इदि णिरूच भावणं कुज्जा ॥ ४६ ॥ 
देहात, व्यतिरिक्त: कर्म विरहित: अनतसुख निलय: । 
प्रशस्त: भवेत्‌ ग्रात्मा इति नित्य भावनां कुर्यात्‌ ॥ 


( (११० ) 


देह से भिन्न, कर्म से रहित, झनन्‍्त सुख का स्थान छुद्ध झात्मा है 
ऋस प्रकार सदा भावना करें । 


७६- चल मलिण-मगाढं च वज्जिय सम्मत्त-दिढ-कवाडेण । 
मिच्छासव-दा र-णिरोहो होदित्ति जिणेहि णिह्िट्रं ॥६१॥। 
चलमलिन-मगाढं च॒ वर्जयित्वा सम्यक्त्व-दुढ-कपाटेन । 
मिथ्यात्वास्राव-द्वार-निरोध: भवति इति जिने: निर्दिष्टम्‌ ॥। 


जिनेन्द्र ने कहा है कि चल, मलिन तथा शअ्रगाढ़ दोष रहित सम्यक्त्व 
रूपी मजबूत कथाट के द्वारा मिथ्यात्व के भ्रागमन का द्वार बंद होता है । 


७७. पंच महव्वव-मणसा अविरमण-णिरोहणं हवे नियमा । 
कोहादि श्रासवाण्ं दाराणि कसायरहिय पल्लगेहि (१)'६२।॥। 
पंच महाव्रत मनसा अश्रविरमण निरोधन भवेत्‌ नियमात्‌ 
ऋोषधादि आस्रवाणां द्वाराणि कषायरहित परिणामे:। 


पंच महाव्रत युक्त मनोवृत्ति द्वारा अविरति भाव का निरोध होता 
है तथा कषाय रहित परिणामों से नियम पूर्वक क्रोध, मान, माया, लोभ 
द्वारा होने वाले श्रांख़वों का द्वार बंद होता है । 


७८. सुहजोगेसु पवित्ती संवरणं कुणदि अ्रसुह जोगस्स । 
सुहजोगस्स णिरोहो सुद्धव जोगेण संभवदि ॥ ६३ ॥ 
शुभयोगेषु प्रवृत्ति: संवरणं करोति अशुभयोगस्य ॥ 
शुभ योगस्य निरोध: शुद्धोपयोगेन संभवति ॥। 
शुभ योगों में प्रवृत्ति अशुभ योग का संवर करती है, शुद्ध उपयोग के 
द्वारा ज्रम योग का निरोध होता है! 


७९. मोत्तृूण अ्रसुहभगवं पुव्वुत्तं णिरवसेसदों दव्वं । 
वद-समिदि-सील-संजम-परिणाम सुहमणं जाणे ॥ ५४४ ॥| 
मुकत्वा अशुभ +।वं पूर्वोक्त निरवशेषत: द्रव्यम्‌ । 
ब्रत-समिति-शील-संयम-परिणा मं शुभमनः जानीहि ॥ 


( १११ ) 


प्रशुभ परिणामों का पूर्ण रूप से त्याग कर जो ब्रत, समिति, झील 
तथा संयम के भाव होते हैं, वह शुभ मनोयोग जानना चाहिये । 


<०. संसार छेदकारण-वयण्ण सुहवयर्णामदि जिणुटिंट्ठ । 
जिणदेवादिसु पूजा सुहकायंत्ति य हेवे चेट्र । ॥ ५५ ॥ 
ससारच्छेद-का रण-वचन शुभ बचन मिति जिनोहिष्टम्‌ । 
जिनदेवादियुत पूजा शुभ काय मिति चर भवेत्‌ चेष्टा ॥ 


संसार के विनाश करने में कारण वचन छुभ वचन योग है। जिनेन्द्र 
देव की पूजा झरादि शुभ कार्य रूप चेब्टा शुभ काय योग है, ऐसा जिनेन्द्र 
ने कहा है । 


5१. इदि णिच्छय-ववहारं जं भणियं कुंदकंद सुणिणाहे । 
जो भावहइ सुद्धमणो सो पावइ परम णिव्वाणं ॥९१॥ अ्रनुप्रेक्षा 
इति निरचय-व्यवहारं यत्‌ भणितं कुंदकूंद मुनिनाथेन । 
यः भावयति शुद्धमना: स प्राप्नोति परम निर्वाणम्‌ । 
इस प्रकार कुन्दक्न्द मुनीए्वर ने व्यवहार श्रौर निशचय दृष्टि से 


कथन किया है। उसके भ्रनुसार जो शुद्ध मन होकर द्वादश भावनाओं का 
चितवन करता है, वह परम निर्वाण को प्राप्त होता है । 


४२. तम्हा सम्मादिद्वी पृण्णं मोक्वस्स कारणं हवइ । 
इदि णाऊण गिहत्थों पुण्णं चाउरउ जत्तेण ॥|४२४॥ भावसग्रह 
तस्मात्‌ सम्यरदुष्टेः पुण्य मोक्षस्थ कारणं भवति । 
इति ज्ञात्वा गृहस्थः पुण्य चार्जयतु यत्नेन ॥॥ 
सम्यर्दृष्टि का पुष्य मोक्ष का कारण होता है । इस कारण गृहस्थ को 
प्रयत्न पूर्वक पुण्य का उपाजन करना चाहिये । 


झ३. सुद केवल च णाणं दोण्णि वि सरिसाणि होंति' रबोहादो । 
सुदणाणं तु परोक्‍्ख पच्चक्खं केवल णाणं॥३६९॥गो. जीवकाण्ड 
श्रुत केवल च ज्ञानं दे श्रपि सदुशे मवतो बोधात्‌ । 
श्रुतज्ञानं तु परोक्ष॑ प्रत्यक्ष केवल ज्ञानम्‌ 


( ११२ ) 


ज्ञान की भ्रपेक्षा श्रुत्ञान और केवलज्ञान समान हैं । इससे 
श्रुतज्ञान परोक्ष है | केवलज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है । 


८४. पण्णव णिज्जा भावा अणं॑त्भागो दु झ्रणणि लप्पा्ण । 
पण्णवणिज्जाणं पुण अणंतभागों सुदर्णिबद्धों ॥३३४॥ 
प्रजापनीयाभावा अनंत भागस्तु अनभिलाप्यानाम्‌ । 
प्रशापनीयानां पुनः अनंत्भाग: श्रुतनिबद्ध: ॥। 


संपूर्ण पदार्थों का भ्रनंत बहुभाग वाणी के अ्रगोचर है । उनका 
श्रनन्तवां भाग वाणी के गोचर है । वाणी के गोचर पदार्थों का अनन्‍्तर्वा 
भाग श्रुतरूप में निबद्ध है। 


८५. आत्मान सिद्ध माराध्य प्राप्नोत्यात्मापि सिद्धताम । 
वर्ति: प्रदीप मासाद्य यथाम्येति प्रकाशताम्‌ ॥ जानार्णव 


यह आत्मा आत्मा की सिद्ध स्वरूप से आराधना कर सिद्धावस्था 
को प्राप्त करती है, जैसे दीपक का संपर्क पाकर बत्ती प्रकाशरूपता को प्राप्त 
करती है । 


८६. आराध्यात्मान मेवात्मा परमात्मत्व मदनूते । 
यथा भवति वक्षः स्वं स्वेनोद्धृष्य हुताशन: ।। 


ग्रात्मा श्रपनी झात्मा की शभ्राराधता ( श्रभेद ग्राराघना ) द्वारा 
एर्मात्मा बनती है, जैसे वक्त आपस में संघर्ष युक्त हो प्रग्निरूप, स्वयं 
पर्णित होता है । 


८७ तिल मध्ये यथा तैल॑ दुग्ध मध्ये यथा घृत: । 
काप्ठ मध्ये यथा वालह्निः देह मध्ये तथा शिवः ।। 
जैसे तिल के भीतर तेल रहता है, दृध के भीतर घुत रहा करता है 


तथा काष्ट के भीतर श्रग्नि (शक्ति रूप से) विद्यमान रहती है, उसी प्रकार 
इस शरीर के भीतर परमात्मा रहता है | 


८०. देहान्तर्गते बीज॑ देहैःस्मिन्‌ आत्मभावना। 
बीज विदेह निष्पत्त रात्मन्येवात्मम्ावना ॥ ७४ स. श. 


(६ ११३ ) 


इस शरीर में प्रात्मा को भावना शरीरांतर घारण करने का मूल 
कारण है। अपनी भ्रात्मा में ही आत्मा की भावना विदेहपना (मुक्त होने ) 
का मूल कारण है । 


८९. मोक्षेपि यस्य नाकांक्षा स मोक्ष मधिगच्छति । 
इत्युकतत्वात्‌ हितान्वेषी कांक्षां न कापि योजयेत्‌ ॥ २१ 
स्वरूप संबोधन 
जिसके मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त 
करती है, ऐसा ब्रागम में कहा है । इसलिए आत्महित चाहने वाले को 
समस्त इच्छाश्रों का त्याग करना चाहिए । 
९०. वपु गृह धन दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः । 
सर्वेधान्य स्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्मते ॥ ८ इष्टो. 


शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु सब जीव से भिन्न स्वभाव 
वाले हैं। अज्ञानी श्रात्मा उनको श्रपना मानता है । 
९१. निर्धनत्वं धन येषां मृत्युरेव हि जीवितम्‌ । 
कि करोति विघिस्तेषां सतां ज्ञानेक चक्षुपाम्‌ ॥| १६२ 
आत्मानुगासन 
जिनके निर्धनता-भ्रकिचनपना ही धन है और समाधि सहित मरण 
सच्चा जीवन है, उन ज्ञान नेत्र युक्त सत्पुष्षों का देव क्‍या करेगा ? 


९२. करोतु न चिरं घोर तपः कक्‍्लेशासहों भवान्‌ । 
चित्त साध्यान्‌ कषायारीन्‌ न जयेद्त्तदज्ञता । २१२ अ्र. शा. 


झात्मन ! तपस्या के महान कष्ट सहन करने में प्रसमर्थ होने से तू 
तप मत कर; किंतु मन के द्वारा जीतने योग्य कषायरूपी शत्रुओं को यदि 
बश में नही करता है तो यह तेरी अब्रज्ञानता है । 


९३. जीवोन्य: पुदुगलद्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह: । 
यदन्य दुच्यते किचित्‌ सोस्तु तस्येव विरतर: ॥ ५७ इष्टोपदेश 


ह (४) 


जींद प्रन्य है, पुद्गल भी झन्य है, यह तरुब का सार है। इसके 
सिवाय जो कुछ कहा जाता है, वह उक्त कथन का विस्तार हैं। - 


९४. पर: परस्ततो दुःख मात्मेवात्मा ततः सुखम्‌ । 
अप्रतएव महात्म।नस्तन्निमित्तं क्रतोद्यमा: ॥ ४५ इष्टो. 


शरीरादि पर पदार्थ है ग्रर्थात्‌ श्रात्मा से भिन्न हैं। पर वस्तु से 
जीव को दुःख प्राप्त होता है | श्रात्मा जीव की निज वस्तु है, उससे सुख 
प्राप्त होता है, इसलिए महापुरुष आत्मोपलब्धि के लिए उद्योग करते हैं । 


९५. भय॑ याहि भवाड्रीमात्‌ प्रीति च जिनशासने । 
शोक पूर्वकृतात्पापात्‌ यदीच्छेतिहित मात्मनः ॥ 


आत्मन्‌ ! यदि तू ग्रपना कल्याण चाहता है, तो इस भीषण ससार 
से डर । भगवान्‌ जिनेन्द्र के शासन में प्रेम कर श्रौर पूर्व में किये गये पापो 


के कारण शोक कर । 


९६. अ्रभयं यच्छ जीवेषु कुल मंत्री मनिदिताम्‌ । 
पश्यात्म सदुृशं विश्वं जीवलोक॑ चराचरम्‌ ॥ ज्ञानार्णव 


श्रात्मन्‌ ! सम्पूर्ण जीवों को श्रभयदान दो । सबके प्रति निर्मल 
मैत्री भाव धारण करो और विष्व के चराचर समस्त प्राणी मात्र को 
अपने समान देखो । 
९७. सब्वजगस्स हिंदकरों धम्मो तित्थंकरेहि अक्खादो । 
धण्णा ते पडिवण्णा विसुद्धमणसा जगे मणुआ ॥ मूलाचार 


तीथंकर भगवान ने सम्पूर्ण जगत के लिए हितकारी धर्म का निछ- 
पण किया है| इस जगत्‌ में जो मानव निरमेल हृदय होकर उसका पालन 
करते हैं, वे धन्य हैं । 


९८. उत्तमा स्वात्म चिन्ता स्थात्‌ मोहचिन्ता च मध्यमा । 
ग्रधमा काय चिन्ता स्यात्‌ पर चिन्ताध्यमाघमा ४ ४॥ 
परमानन्द स्तोत्र 


ही ११३ ) 

भात्मा के बारे में चिन्ता करना श्रेष्ठ कार्य है। मोह की चिन्ता 
करना मध्यप काय है । शरेर[की जिन्ता करता जधन्य कार्य है। बाहरी 
वस्तुप्रों की चिता करता महान प्रधम कार्य है। 
९९. ततस्त्वं दोष निर्मुक्त्य॑ निर्मोहो भव सर्वतः । 

उदासीनत्व माश्रित्य तत्त्वचिन्ता परो भव ! १८ ॥ 

स्वरूप संबोधन 

हे श्रात्मन्‌ ! दोषों से रहित होने के लिए तू पुर्णतया मोह रहित 
होकर उदासीन रूपता को प्राप्त करते हुए तत्वों के चितन में तत्पर हो । 
३०० तबरहियं ज णाणं णाणविजुत्तों तबो वि अकयत्थं । 

तम्हा णाण-तवेणं संजुत्तो लह॒इ णिव्वाणं ।। ५९ मोक्षप्राभत 

तप रहित ज्ञान इष्ट सिद्धि नही प्रदान करता है। ज्ञान रहित तप 


औ श्रक्ृता्थ है । इसलिए ज्ञान और तप संयुक्त भ्रमण निर्वाण को प्राप्त 
करते हैं ॥ 


प्रकी णंक 


सच्ची श्रध्यात्म-विद्या का प्रकाश जिस महाभाग को प्राप्त होता है, 
वह निरन्तर संयम पालन के लिए उत्कठित होता है। लौका+्तिक देवों का 
संयम प्रेम इतना श्रपू्व रहता है, कि तीर्थकर के सयम कल्याणक में सर्व 
प्रथम भ्राकर वे स्वयं को इतार्थ अनुभव करते हैं। जैसे मिश्री मधुरता के 
कारण सर्वप्रिय होती है, ऐसी ही स्थिति संयमी जीवन की है। सूय॑ के 
प्रकाश को सारा विष्व अच्छा मानता है, किन्तु कुछ ऐसे भी जीव हैं, जिन्हे 
वह प्रकाश पसन्द नहीं श्राता । इसी प्रकार सयम-प्राण जिन धर्म में ऐसे 
भी प्रध्यात्म प्रेमी कहे जाने वाले व्यक्ति दिखाई पडते हैं, जो यम मंदिर मे 
प्रवेश पाने की स्थिति युक्त होते हुए भी सयम से द्वेष करते हैं श्नौर संयमियों 
की निन्‍दा करना अपना कत्तंव्य मान बैठे हैं । 


महपि झुन्दकुन्द ने कहा है, कि निर्मल श्रद्धा भर ज्ञान से समलंकृत 
हो जाने पर भी “प्रसंजदो ण णिव्वादि” (प्रवचनसार, २३७) श्रसंयमी 
मोक्ष नहीं जाता | गाँधी जी ने महत्वपूर्ण बात कही थी, “संयम का 
स्वागत दुनिया के तमाम शास्त्र करते हैं । स्वच्छंदता के बारे मे शास्त्रों मे 
भारी मतभेद हैं। समकोण सब जगह एक ही प्रकार का होता है; दूसरे कोण 
अगणित हैं ।” (नवजीवन सन्‌ १६३३) 


“संयमहीन स्त्री या पुरुष को गया-बीता ही समभिए। इन्द्रियों को 
निरंकुश छोड देने वाले का जीवन कर्णधारहीन नाव के समान है, जो 
निषचय से पहले ही चट्टान से टकराकर नष्ट हो जायेगी ।” 


“इंद्रिय दमन धर्म है। उससे आत्मा का लाभ होता है। मनुष्य की 
देह भोग के लिए हरगिज नहीं है | भोग मे मत्यु है, त्याग मे जीवन है। 
ग्रात्मदर्शन की इच्छा रखने वालो के लिए पहला पाठ यह नियम पालने कड़ 
बताया हैं ।” 


( ११६ ) 


( 4 १७ ) 


“प्रतिज्ञाहान जीवन बिना नीव का घर है, अथवा यूं कहियबे कि 
कागज की जहाज है| प्रतिज्ञा न लेने का भ्रर्थ अनिश्चित या डावांडोल रहना 
है । ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसे तपस्या के द्वारा इंसान न वा सके | ब्र॒त 
बन्धन नहीं हैं। ब्रत बन्धन से पृथक रहकर मनुष्य मोह में फंसता है। ब्रतत 
स्वतन्त्रता का द्वार है।” गाँधी जी ने यह महत्वपुर्णं बात लिखी है। वह 
हमारे संयम विरोधी वर्ग के गुरु तथा शिष्यों को मनन योग्य है! गाँधी 
सेवा-मंघ मे बापू ने कहा था-- “किसी झ्रादमी के विचार को हमने ग्रहण 
तो किया, किन्तु हजम नहीं किया । बुद्धि से तो उन्हें ग्रहण कर लिया, पर 
हृदयस्थ नहीं किया । उन पर भ्रमल नही किया, तो वह एक प्रकार की 
बदहजमी ही है | बुद्धि का विलास है । जिचारों की बदहज॒मी खुराक कौ 
वदहजुमी से कही बुरी है । खुराक की बदहजमी के लिए तो दवा है, पर 
विचारों की बदहजमी की नही है । वह प्रात्मा को बिगाड़ देती है ।” 


सभी समभदार पवित्र विचार के साथ आचरण पर जोर देते है। 
१० जवाहरलाल नेहरू ने इन्दिरा गाँधी को दिये गये पत्र में फ्रांस के नोबुल 
पुरस्कार विजेता विद्वान्‌ रोम्या रोलाँ के ये वाक्य दिये थे, “जो विचार कर्म 
की आर प्रवृत्त न हो वह सबके सब निरथंक और महान विश्वासघात हैं ।' 
उन्होंने यह भी लिखा था--' प्यारी बेटी, विश्व के सौन्दर्य को सराहना तथा 
विचार और कल्पना के जगत्‌ मे विचरण करना भ्रासान है। विचार तब ही 
सार्थक है, जबकि वे काये रूप में प्रगट हों। कर्म ही विचार की अंतिम 
परिणति है ।” 


एक मुस्लिम महाज्ञानी से किसी व्यक्ति ने पूछा--'ग्रालिम बे-प्रमल” 
अयात्‌ श्राचरण शुन्य विद्वान क॑सा है ? उन्होंने उत्तर दिया, ऐसा व्यक्ति 
फल वाले उस वृक्ष के सदृश है, जिसमें एक भी फल नहीं है। उनके शब्द 
हैं - 'दरखत मेवा नदारत” | 


हमारे एकांतबादी वर्ग को उपरोक्त कथन के बारे में गहराई से 
सोचना चाहिए। वे अपने तत्वज्ञान की मधुरता की मधुर चर्चा चलाते 
समय संयम के प्रति जो घृणा तथा हष भाव दिखाते है, वह क्‍या जैन नाम 
के अनुरूप हैं ? जैन बासनाभ्ों का गुलाम नहीं होता । भोग में श्रंघा व्यक्ति 
जीवन की क्षणिकता के बारे में नही सोचता | धन के संचय में प्रवीण 


( (११८ ) 
भोगान्ध एकांती बर्गे को यह सोचना चाहिए, कि उनकी संपत्ति का उनका 
सदा साथ नहीं देगी । ह 


अकब र ने सुन्दर चेतावनी दी है-- 


सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के दस कीजिए । 
मौत झा पहुँची कि हजरत, जान वापिस कीजिये ॥ 


बड़े-बड़े भवनों में निवास कर आनन्द प्राप्त करना भ्रौर पुण्य जीवन 
से दुर रहने वालों को कबी रदास कहते हैं--भ्ररे मु्खं किसके लिए बड़ा भवन 
बनाता है ? मरने पर तेरे शरीर को थोड़ी ही जगह तो लगेगी :-- 


कहा चुचावे मेंढिया लांबी भीत उसार । 
घर तो साढ़े तीन हथ, घना की पौने चार ॥ 


मजा मौज उड़ाने वाले वर्ग को एक कवि बड़ी फटकार देता है -- 


प्रभू सुमरम को आलसी, भोजन को तेयार। 
ज्ञानी ऐसे नरक को बार वार धिक्कार।॥ 


एक बार कानजी पथी मण्डली के बीच मे हमारा सयम के बारे में 
भाषण हुआझा | हमने लोगो से पूछा था- “भ्राप लोगों को पर्यूषण में बडी 
शांति मिलती है और ब्रत बीतने के बाद सभी आपस में बात करते है। 
कसे सुन्दर वे दिन थे जब भश्रन्त:क़रण विशेष जाति का श्रवुभव करता था ।” 
हमने कहा था, “दिन झौर रात तो वे ही हैं, जो व्रतो के पहले और बाद में 
रहते हैं । पर्यूषण के पुण्यकाल मे अन्तर इतना ही है कि उस संमय हमारी. 
आत्मा संयमी जीवन के सौरभ से सुगंधित रहती है। इससे शांति श्लौर 
आनन्द की प्रनुभूति होती है ॥” 


अ्रम--यह कहा जाता है, कि सयम अपने आप भ्रा जावेगा । उसके लिए 
प्रयत्त प्रावरयक नहीं है। इस विषय में श्राचार्य वादीभसिह की वाणी स्मरण 
मोग्य है । “हेये स्वयं सती बुद्धि: यत्नेनाप्यक्षती शुभे/ -हेय कार्यों में बुद्धि 
स्वयं जाती है तथा प्रयत्न करने पर भी वह सत्कार्यो मे नहीं जाती है । जैसे 
पानी स्वयं नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार श्रनादिक।लीन श्रविद्या के 


(११६९ ) 


कारण जीव की प्रवृत्ति त्याथ से विमुख हो भोगों की झोर स्वयं जाती है। 
चोरी, बेइमानी भादि हौन झ्ाचरण के लिए कोई शिक्षा नहीं दी जाती है । 
नौच कृत्यों को यह जीव स्वयमेव स्वीकार करता हैं । भ्रतः सदाचार या संयम 
प्रपने श्राप भरा जायगा, यह समभ कल्पना मात्र है । 


कोई कोई कहा करते हैं, सोनगढ़ के वुद्ध बाबा को सब प्रकार की 
सामग्री पृण्य ने प्रदान की है, ( जिसके लिए वे श्रत्यन्त निक्ृष्ट उपमा 
देते हैं) । यदि वे सम्यकत्वी हैं, तो सहज ही प्रतिमाधारी श्रावक बन सकते 
हैं । करीब चालीस वर्ष से वे अ्रध्यात्म की गंगा में डुबकी लगाते हुए भी 
श्रतों की और न स्वयं भुकते हैं, न दूसरे ब्रतियों का सम्मान करते हैं; उससे 
ऐसा लगता है, जैसे कुशीलवती स्त्री पतितव्रता महिला को शील धारण करने 
के कारण अवाच्य शब्दों से कहती हो । 


एक प्रजैन बुद्ध भद्र पुरुष हमसे कहने लगे, “आप लोगों में श्रध्या- 
त्मवादी नया पथ है, जो जैन धर्म की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने को तैयार 
हो रहा है। भ्रापका ज॑न धर्म सदा चरित्र को ऊचा स्थान देते रहा है। भ्राज 
उसके विपरीत ये लोग अ्रध्यात्मवाद के नाम पर विलासपूर्ण जीवन को उभार 
रहे हैं। यह स्थिति श्रापकी समाज के लिए तथा भारत देश के लिए अच्छी 
नहीं है । परोपकार, जीवदवा, सार्वजनिक कल्याण की बात न कर कोरी 
आ्रात्मा की रट लगाना और पापाचरण से विमुव न होना अहितकारी है ।” 


दक्षिण भारत के एक महानज्ञानी दि० जैन साधु स्व० आदिसागर 
महाराज ने बताया था कि जीवन की मोटर में “ब्रेक' सदृक्ष संयम है । थोड़ा 
भी संयम शभ्रथत्रा त्याग महान छितप्रद होता है। त्याग का आनन्द भोग वाले 
नही जानते । इस सम्बन्ध में राष्ट्र के महान नेता स्व० पं० मोतीलाल 
नेहरू के सम्बन्ध में गांधीजी ने लिखा है, “जब मोतीलाल जी जेल गए, तब 
उन्होने मेरे पास एक खत भेजा था | उसमे लिखा था “मैं सच्चा जीवन अब 
जेल में जी रहा हूं आनन्द भवन में जो मेरे पास समृद्धि थी उसमें म॒झे सुख 
नहीं मिलता था ।” जेल में उन्हें सिगार, शराब, मांस कुछ भी नहीं मिलता 
था; पूरा भोजन भी नहीं मिलता था, फिर भी उन्हे उसमे सुख मालूम 
हुआ ।” (गांधी संस्मरण और विचार पृष्ठ १२८) 

जैनधर्भम मक्कारी नही सिखाता। यह धर्म सच्चाई की श्राधार- 
शिला पर श्रवस्थित है। एकान्तवादी मंडली को कुन्दकुर ऋषि सदृश 


( १२० ) 


विदेह जाने की प्रसिद्धि युक्त पूज्यपाद झआाचाय की बात याद रखनी चाहिये, 
कि सचित धन, वे भव बहुत समय तक नही रहेगा। “यमस्म करुणा नास्ति । 
न जाने किस क्षण मृत्यु श्राकर प्राण हरण कर ले। समाधि रहित मरण 
होने पर जीव दुर्गंति का पात्र बनता है। कानजी पंथ में घन की बड़ी 
प्रतिष्ठा है। वहाँ चरित्र शुन्य धतवानो को विशेष सम्मान मिलता है । 
उमास्वामी प्राचार्य तत्वार्थ सूत्र में बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा व्यापारियों 
को उनका भविष्य इस प्रकार बताते हैं, “बव्हारम्भ परिग्र हत्वं नारकस्यायुष:ः । 
माया तैर्यग्थोनस्थ /-- बहुत आरम्भ भ्रौर बहुत परिग्रह वाला व्यक्ति नरका- 
युका बंध करता है । मायावी व्यक्ति पशु होता है ।” 


दवपापात्र:-- अन्याय करके खूब धन संग्रह करने वाले बड़े सेठों को आचारये 

शान्तिसागर महाराज ने कहा था,“हमे तुमको देखकर दया आ्राती है । तुमने पूर्व 
पुण्पोदय से प्राप्त लक्ष्मी रूप फल को खा लिया, ग्रब झागे के लिए तुमने 
सत्काय नहीं किया । ग्रतः तुम्हारा कृगति मे पतन हुए बिना नही रहेगा। 
थोडा भी संयम हितप्रद होता है | पशुओं ने ब्रत पालन किये हैं। जो मनुष्य 
ब्रतो में डरता है, वह पशुश्नों से भी गया बीता है |” सुकौशल मभूनि के शरीर 
को उनके पूर्व जन्म की माता के जीव व्याप्नी ने खा लिया था; किन्तु वह 
व्याप्नी मरकर नरक नहीं गई । मुनि के गले में मरा सांप श्रेणिक राजा ने 
डाला था, उससे उन क्षायिक सम्यक्त्वी का नरक गमन्‌ हुझ्ना, क्योंकि वे 
संयम धारण नही कर सक्रे; किन्तु व्याप्री ने जाति स्मरण के उपराष्त 
उपवास करके अपने पाप को नष्ट कर दिया था। इससे बह व्यात्री स्वर्ग 
गई | संसार में तप, ब्रत, सबम, सदाचार की महत्ता सभी स्वीकार करते 
हैं । भग्रेजी की यह कविता महत्वपूर्ण है । 

व छशट्थोीत 35 409. 70778 38 30$. 

व आढ्&0 45 050 ६०776 +पा।ए 75 )05. 


॥ई टबाबठ057 35 [650 €एटाए शांभएु 75 405६: 

यदि धन नष्ट हुआ तो कुछ नही गया । यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ 
क्षति अवश्य हुई और यदि च्ारित्र गया तो स्वेस्व चला गया। 
अनुभव बाधित प्रतिपादन 


अनेकान्त दृष्टि से विमुख अ्रध्पात्मबादी की विकट स्थिति होती है ! 
निएचय दृष्टि से लोक व्यवस्था में बड़ी मुसीबत झा जायगी । प्रभी व्यवहार 


( १२१ ) 


दृष्टि से “घी का घड़ा लाझो” कहने पर मंगाने वाले का ध्येय घी प्राप्ति 
का सिद्ध हो जाता है, कारण उसे सुनकर घी सहित घड़ा लागा जाता है । 
निषचय दृष्टि बाला सोचता है, घडा मिट्टी का है; मिट्टी अपने स्वरूप में 
रहने से मिट्टी मिट्टी मे है। घी भौ घी मे हैं। एक वस्तु दूसरे में नहीं रहती 
तब क्या कहकर वह अपना मनोभाव स्पष्ठ करेगा ? घी तो घी मे है । 
घड़ा घड़े में है। घी घड़े में नहीं है। घड़ा घी में नही है। तब घड़ा लौटा 
देने पर घी क्यो भूतल पर गिर जाता है ? इस उलभन से बचने के लिए 
जैन धर्म के विष्वमान्य स्पाद्वाद सिद्धांत का शरण लेना हितकारी होगा ॥ 
किसी दृष्टि से घी श्रौर घड़ा भिन्न है और कर्थ॑चित्‌ प्रर्थात्‌ दूसरी दृष्टि से 
घी शौर घड़े में आधार आधेयभाव है । इससे घी का घडा कहना सर्वथा 
मिथ्या नही है| झ्रारपवाणी है कि रयाह्वाद का शरण किये बिना जीवन यात्रा 
असम्भव हो जाती है । 


खझसामाजिक उपदेश 


प्रत्येक कार्य में विवेक की परम श्रावश्यकता पड़ती है । भूखे व्यक्ति 
को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिये। प्यासे को भोजन देना और 
भूखे को पानी देना समभझदा री का काम नही है | वतंमान भौतिकबादी युग 
में मानव समाज आत्मा परमात्मा को कुछ नहीं समझता । जनता प्राय: 
रूप और रुपेया का गुलाम हो पाशविक वृत्तियो को पूर्ति मे लगी रहतो है। 
हिसा, झूठ चोरी, कुशील तथा अतिलोभ के कुचक्र में फंसा मानव शअ्रपार 
कप्ट पा रहा है। उसके लिए सदाचरण की सजीविनी चाहिए । फूटे बतंन 
में रखा दूध बह जाता है, उसी प्रकार श्रध्यात्म की शिक्षा विषयासक्त 
चरित्रहीन व्यक्तियों को तनिक भी लाभ नही पहुंचा पाती है। 


अध्यात्म विद्या रूप औषधि का अनुपान पवित्र तथा उज्ज्वल जीवन 
है | विषय रूप विषपान करने वाले व्यक्त अध्यात्म की शक्तिप्रद श्रौषध से 
लाभ नही ले पाते हैं। सोनगढ़ पथी प्रचार बहुत वर्षों से चल रहा है । उस 
पंथ में नैतिक जीबन के मुल्यांकन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। 
किसी डाक्टर या वैद्य की दवा वर्षो से सेवत करने के बाद भी घारीर में 
श्तित नही श्राती है, तो बीमार का कतंव्य हो जाता है, कि वह वैद्य राज से 
रोग के अनुसार इलाज करने को कहे । जैनधर्म के ग्रादशे सिद्धांतों को भूल 
कर जैन लोग रात्रि मोजन, मद्यपान, मांसाहार, कुशील, असत्य, छल-कपट 


( ११२२ ) 


के कायों में प्रवृत्ति कर रहे हैं। उन्हे संयम की जरूरी दवा न देकर समयसार 
का रसायन खिलाया जाता है, जिसे हजम करने के लिए महाप्रती का मनौबल- ' 
युक्त जीवन चाहिये। फलत:ः जीवन में तनिक भी विकास न होकर स्वविताश 
तथा परविनाश की ओर प्रमादी लोग लगते हैं। भात्मा के स्वरूप को समझना 
तथा बहिरात्म भाव का त्याग करना खेल नहीं है। बिषय भोगों का घुलाम 
श्रध्यात्म दृष्टि का स्वाद क्या जाने । जीव को गुलाम बनाने वाले मोहनीय 
फर्म की अदभुत दक्ति' है। श्राचायं शांतिसागर महाराज ने कहा था, 
“मोहतीय कर्म दर्शन मोहनीय, चरित्र मोहनौय के भेद से दी प्रकार का 
है । दर्शन मोहनीय के विनाशार्थ आत्मस्वरूप का चितन करना चाहिए । 
चारित्र मोहनीय के क्षय के लिए संयम घारण करना चाहिए।” 


झ्रात्म बंचना- जो यह कहते हैं, “हम ब्रतादि पालन करने में अ्रसमर्थ 
हैं”; यथार्थ में वे प्रपनी आत्मा को धोखा देते हैं । उन्हें यदि डाक्टर आदेश 
देता है कि तुम्हें प्रपने प्राणं। को बचाना है तो शक्कर, घी श्रादि मधुर 
पदार्थों को त्यागकर मूंग की दाल का पानी मात्र लेना होगा, तो हमारा 
भ्रष्यात्मवादी शेर डाक्टर की श्राज्ञा को शिरोधाये करके निर्दोष रूप से 
उस आदेश को पालने का पूरा प्रयत्न करता है। वहाँ बह यह नही कहता है' 
कि त्याग अपने झाप भ्रा जायगा, या जब मेरी संयम पर्याय सीमंधर भगवान 
के ज्ञान मे भलकी है, तब त्याग का पालन होगा । चह श्रपनी इच्छा शक्ति 
(५४४। 7०७८7) को दृढ करके सकल्प करता है, तदनुसार आ्राचरण करता 
हैं । इसी प्रकार यदि वह जिनेन्द्र भगवान रूप झात्मा के डाक्टर की सयम 
रूपी औपधि को श्रद्धा सहित ले, तो संसार की समघ्त बाधाएँ दूर होगी 
झौर शीघ्र ही कूछ भव में वह भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा । 


सरल पद्धति--जन धर्म में संयम की झ्रौषधि इस प्रकार दी जाती है 
कि अ्रशक्त व्यक्ति भी स्वहिंत सपादन कर सकता है। एक उपथोगी कथा है । 
एक मातंग खूब शराब पीता था तथा मांस खाता था। उसे एक दिगम्बर जन 
मुति ने हिसा कार्य त्यागने का उपदेश दिया। वह उसके हुंदय में नही जमी। 
कुशल साधराज ने कहा-- “भाई ! इस समय तू चमड़े की रस्सी बना रहा 
हैं, जब तक तेरी रस्सी बटने का काम चल रहा है, तब तक के लिए तू भांस 
छोड दे । उस मातंग ने सोचा अभी मुर्के कुछ खाना नहीं है, इससे साधु 
बाबा की बात को उसने मात लिया । कुछ समय के बाद उसकी मस्यु हो 


(६ १२३ ) 
गई । ब्रत धारण करने के कारण वह चाण्डाल होते हुए भी स्वर्ग में देव हुआा। 


वर्तमान देश, काल की स्थिति को देखते हुए लोगों को उच्चनैतिक 
जीवन व्यतीत करने का उपदेश झ्रावदरयक तथा हिंतकारी हैं। सदाचारी 
जीवन के साथ प्राध्यात्मिक दुष्टि की घनिष्ट मैत्री है। 


सस्‍्मरणीय-- यह बात एकान्तवादियों को स्मरण रखना चाहिए कि 
सम्यर्दर्शन की प्राप्ति मनुधष्यगति के सिवाय ब्रन्य गतियों में भी हो सकती है 
किन्तु सयम धारण करने की पात्रता मनुष्य छारीर में ही है। कवि का प्रश्न. 
मामिक है :-- 


काय पायकर तप नहिं कीना, आगम पढ़ नहिं मिटी कषाय | 
धनको जोड़ दान नहिं दीना, कौन काम कीना तें आय ? 
लीना जनम मरण के कारण, रतन अमोलक दिया गमाय । 
ऐसा अवसर फेर कठिन है, शास्त्र ज्ञान अरु नर परजाय। 


यह बात ज्ञातव्य है कि प्रात्मतत्व के सम्बन्ध में बौद्धिक विकास होते 
हुए भी यदि तुम्हारा जीवन विषय वासना से मलिन है, तो तुम्हारा पतन 
झवदयभावी है। सात्यकि पुत्र का उदाहरण देते हुए महर्षि कुन्दकुन्द शील 
पाहुड में कहते है, दश पूर्व पर्यन्त महान ज्ञानधारी सात्यकिपुत्र क्‍यों नरक 
गया ? उसका महान ज्ञान उसके नरक का पतन निरोधक नही हो पाया | 
इस प्रसंग मे सोमदेव सूरि का मार्य दशन उपकारी है। उसके प्रकाश में 
यदि कार्य हो तो हमारा सच्चा कल्याण होगा । उन्होंने कहा है :-- 


वेराग्य भावना नित्य नित्य तत्त्वानुचितनम्‌ । 
नित्यं यत्नहच कर्तव्यों यमेषु नियमेषु च।॥ 


सदा संसार तथा भोगों से उदासीन भाव रखो । सदा वस्तु स्वरूप 
का विचार करते रहो । सदा यम और नियमों के पालनार्थ प्रयत्त करते रहो । 


मूल रचनाश्रों में सिलावट-- 


हिन्दू शास्त्रों मे तथा जन ग्रन्थो मे राजा वसु का कथानक आता है + 
जैन शास्त्र से ज्ञात होता है, कि राजा वसु का व्यक्तिगत जीवन स्वच्छ था । 
तब फिर वह मरकर नरक क्‍यों गया ? उसने बहुत बड़ा पाप यह किया था 


( १९२४ ) 


कि शास्त्र के अर्थ को विपरीत रूप से बदल दिया था। पर्वत श्लौर नारद के 
विवाद में पर्वत का पक्ष लेकर राजा वसु ने “अ्रजयंष्टव्यं”/ का अर्थ तीन 
वर्ष पुराने धान्य से पूजा करनी चाहिये, यह नही करके 'अज' का अथे 
बकरा कर दिया । इससे पशुवघ को प्रेरणा मिली । आज एकान्‍्तवादियों 
द्वारा जो शास्त्र छुपते हैं, उनमें श्रपने पक्ष पोषणार्थ' अनेक जगह 
परिवतेत किया गया है। श्ञास्त्र-परम्परा, गुरू परम्परा के अनुसार 
तत्व का प्रतिपादन नहीं क्रिया जाता हैं। यह भयंकर परातक 
है । उदाहरणार्थ “मारणांतिकी सललेखरना जोषिता” सूत्र में कहा है 
मरण के श्रन्त में होने वाली सललेखना को प्रेम पूर्वक ग्रहण करे। सललेखना 
का अ्र्थ सत + लेखना > सम्यक प्रकार से शरीर श्र कषाय को कृष करना 
सल्लेखना हैं । इस अर्थ को बदलकर सोनगढ़ीय व्याख्या मे शरीर को कृष 
करने की बात उड़ा दी गई है । 

देहासक्त भ्रध्यात्मवाद-- यह विचित्र श्रध्यात्मवाद है, जो शरीर की 
आत्मा से भिन्नता की खूब बातें करता है, स्वतत्त्व, प्रतत्व की चर्चा करता 
है । किन्तु ऐसा काम करने से डरता है, जिससे शरीर की मुदाई कम हो 
जाय या मधुर तथा इंद्वियों को पोषण प्रदान करने वाले पदार्थों की प्राप्ति 
रुक जाय । बातें ग्रात्मा की रहती हैं किन्तु चार्वोक पंथ सदृश आचरण 
रहता है। प्रात्माराम की आराधना और विपयभोग इन दोनों मे विरोध है। 
सुलसीदास जी की उक्ति महत्वपूर्ण है-- 


जहाँ राम तहं काम नहिं जहाँ काम नहिं राम । 
तुलसी दोऊ न रहें रवि रजनी इक ठाम ॥ 
इस संदर्भ में पृज्यपाद महि की वाणी बहुत अर्थपृर्ण है--- 
यज्जी वस्थोपका राय तदृहस्थापका रकम । 
यहेहस्यो पकाराय तज्जी वस्यापका रकम्‌ ।।इष्टोपदेश 
जिस सामग्री से चंतन्‍्यमय ग्रात्मा का हित होता है, उससे जड़ शरीर 


का हित नही होगा । जो सामग्री शरीर के लिए हितकारी है, उससे जीव 
का हित नहीं होगा । 


कषाय को क्ष करना म्‌ंह से कह देता सरल बात है। कषाय तथा 
राग द्वेष की निवृत्ति के लिए बाहरी वस्तुओं का त्याग जरूरी है। घान्य का 


( १२४ ) 


बाहरी छितका पहिले अलग किया जाता हैं, उसके पश्चात्‌ तंदुल की भीतरी 

मलिनता दूर करते हैं। परिग्रह भ्रादि सामग्री को सर्व) प्रथम दूर करना 
चाहिये । सर्वज्ञ तीर्थंकर महावीर ने शभ्रात्मा को निविकार बनाकर आनन्द 

की श्रनुभूति के लिए सर्व प्रथम दिगम्बर मुद्रा को स्वीकृति को आवश्यक 

साना है। प्रवचनसार में कहा है,--पडिवज्जदू सामण्ण जदि इृच्छुदि 

दुक्खप रिमोक्व॑ ।” 


बाह्य त्याग का कारण--- 


यदि पूर्ण रूप से दुःख का प्रभाव करना चाहते हों तो दिगम्बर 
श्रमण श्रवस्था को प्राप्त करो ! अ्रमृतचन्द्र सूरि ने समयसार की इस गाथा 
“वत्थु पडुच्च श्रज्मवसाणं होइ” ( २६५ ) की टोका में कहा है 'किमर्थ 
बाह्य वस्तु प्रतिषेध: ?” बाह्य वस्तु का निषेध क्‍यों किया जाता है ? उत्तर 
में वे लिखते हैं--“भ्रध्यवसानस्य हि बाह्य वस्तु आश्रयभूतं निराश्रय नास्त्य- 
घ्यवसान मिति/--रागादि शअ्रध्यवसानों का बाह्य पदार्थ श्राश्नयरूप है, बिना 
आ्राश्रय के भ्रष्यवसान नहीं होते | द्यानतराय की दशलक्षण पूजा के ये शब्द 
महत्वपूर्ण है -- 


उत्तम आकिचन गुण जानो | परियग्रह चिन्ता दुःख ही मानो || 
फाँस तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुःख भाले । 
भाले न समता सुख कभी, नर बिना मूनि मुद्रा धरे । 
धनि नगन पर तन नगन ठाडे, सुर असुर पायनि पड़ें । 


घन लिंप्सा-- 


अपनी भ्रावश्यकताश्रों को कम करते हुए झल्प परिग्रह रखना अपना 
तथा दूसरे का कल्याण करता है। एकान्तवादियों का सम्बन्ध पूजीपतियो से 
अधिक है | अन्याय, शोषण, दंभ आदि द्वारा की गई कमाई के स्वामियों की 
छाया में यह नवीन पंथ प्रश्नय पा रहा है । इन्द्रियों की विलासिता पोषक 
पंथ के समान कानजीपंथ का रंग-ढंग लगता है। इस पंथ में सदाचार शुन्य 
व्यक्तियों का स्वागत किया जाता है और प्राय: उन विज्ञिष्ट घनिकों को 
ऊंचा स्थान दिया जाता है, जो धन कमाने में हीन उपायों का आश्रय लेने 


( १२६ ) 


ओें प्रवीण हैं। इन लोगों को सोनगढ़ की विचार पद्धति अनुकूल पड़ जाती 
है ३ झ्रात्मा पाप करते हुए भी कष्ट नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि इस पंथ में 
आत्मा को कर्त्ता न मानकर शुद्ध ज्ञान स्वरूप ज्ञाता कहा है । 


साभिक आात- स्वामी सत्य-भकत जी ने “कानजो चर्चा” पुस्तक में 
विचार पूर्ण सामग्री दी हे। वे लिखते हैं, “अपराधी भी निरप्राघ है, क्योकि 
अपराध का कतृत्व उसमें नहीं है। वह तो निमित्तमात्र होने से सिर्फ 
उपस्थित रहता है। प्रसली कतृ त्व तो उपादान में है । हत्यारा तो निमित्त हैं, 
उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो उसकी है, जो मारा गया है 
क्योकि वह उपादान है. इसलिये जितने धनवान हैं श्रौर जिनने लूट खसोट करके 
धन इकट्ठा किया है, वे अपने को निरफ्राध होने का फतवा मिलने के कारण 
बड़े-बड़े धनवान उत्तके हुबम॒ से और उनके लिये भी लाखो खर्च करते हैं । 
झौर जब कोई श्रादमी जन-धन से प्रतिष्ठित हे, तो कोई भी शासक उनके 
गीत थाने को तेमार हो जाता है श्रौर जनता भी बिना समभे उनका जय 
जयकार करने लगती है । इस प्रकार यह पाप की परम्परा और विस्तार 
बढ़तः ही जाता है |” 

ये वैभव का प्रदर्शन करने वाले भाई वर्तमात विषव की परि9्थिति 
झ्ोर राजनेंतिक दशा पर दृष्टि नहीं देते हैं।ये यह बात नहीं सोचते कि 
प्राज सारे संसार में पूजीवादी वर्ग के प्रति जनता क्या सोचती है । 

खेतावनी--इन्हें इस बात का ध्यात रखना चाहिए कि समाजवादी 
शासन की प्रचण्ड पवन के प्रहार से पृजीव!दी वक्ष शी प्र धराशायी हो जायगा । 
छल, कपट करके धन संचय करने वाले धनिको तथा पूजीपतियों की पकड़े जाने 
पर जो दुदंशा होती है, वह प्रत्यन्त दयनीय है। शासन के न्यायालय द्वारा 
दण्डित होने पर बड़े २ धनिको को व्यथित देखकर एक कवि भ्रम्योक्ति द्वारा 
-कहता है -- 

मसबखी बैठी शहद पर पंख लिए लिपटाय । 
हाथ मले अरु सिर घुनें लालच बुरी बलाय । 


चानतराय जी कौ पूजा के ये शब्द मासिक हैं-- 


नहिं लहै लखमी अधिक छुलकर करम बंध विशेषता । 
भय त्याग दूध बिलाब पीवे आपदा नहिं देखता । 


( १२७ ) 


अशरण शरण्प्र.... 


इस भारत क्षेत्र में इस समय केवली भगवान का भ्रभाव हो गया है। 
श्रात्म कल्याण हेतु क्रिसका शरण ग्रहण किया जाय ? इस काल विषय में 
पद्मनंदि पंचविशति का यह कथन महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, इस कलिकाल में 
केवली भगवान के स्थान में उतकी वाणी तथा मुनीश्वरों का शरण ग्रहण कर 
अव्यात्या ग्रपना कल्याण कर सकता है :-- 


- संप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रेलोक्य चूड़ामणिः । 
तद्राक परमासते ७5त्र भरतक्षेत्र जगदुद्योतिका॥। 
सद्‌ रत्नत्रयधारिणो यत्तिवरा रतेषां समालंबनं। 
तत्पुजा जिनवाचिपूजन मतः साक्षाज्जिनः पूजित: ॥। 


यद्यपि इस कलि काल के समय में ब्रैलोक्य के चूणामणि केवली 
भगवान नहीं हैं; तो भी इस भरत क्षेत्र में समस्त जगत को प्रकाशित 
करने वाली उनकी वाणी विद्यमान है तथा श्रेष्ठ रत्नत्नय को धारण करने 
वाले मुनिराज हैं । उनका झ्राश्नय ग्रहण करे । उनकी पूजा तथा जिनवाणी की 
'पूजा करने से साक्षात्‌ जिनेन्द्र की पूजा की गई ऐसा समभझना चाहिए। 


जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आत्मा को विशुद्ध बनाने वाली सर्च 
प्रकार की सामग्री विद्यमान हैं। उस जिनवाणी की देशना के अनुसार 
अपना जीवन निर्माण करने वाले यथाजात रूपधारी भुनीश्वर हैं। इन दोनों 
का शरण ग्रहण करने वाला भव्य साक्षात्‌ जिनेन्द्र के शरण में रहने वाले 
जीव के समान अपना हित सम्पादन कर सकता है । 


णमोकार मंत्र माहात्म्य स्तोत्र में उमा स्कामी आाचाय॑ ने कहा हैं :-- 
जम्मुजिना स्तदपवर्गपदं तदेव 

विदवं वराक मिदमत्र कथं विनाउस्मात 

'तत्सवंलीक भुवनोत्तरणाय धीरे-- 

मुत्रात्मक॑ निजवपु निहित॑ तदन्न ॥। 


जिनेन्द्र भगवान मोक्ष चले गए | उनके भ्रभाव में इस दीत जगत 
की क्या स्थिति होगी, इस कारण सर्वे जगत के जीवों के उद्धार हेतु उन 


( (२८ ) 


धीरात्मादों ने पंच नमस्कार मन्त्र रूप शरीर यहां छोड़ दिया है। प्रर्थात्‌ 
भव्य जीव पंच नमस्कार मन्त्र द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। णमोकार 
महामत्र को “शिवमुखजननं केन्रलज्ञानमंत्र” मोक्ष सुख का हेतु तथा केबल 
ज्ञानजनक मंत्र कहा है । इसके द्वारा सम्पूर्ण पापो का क्षय होता है । जिन 
बिम्ब, जिनवाणी, दिगम्बर जैन मुनिराज तथा पंच परमेष्ठी की आराधना 
द्वारा यह जीव पचमकाल रूप संकट कालीन स्थिति से सकृशहल निकलकर 
आगामी भवो में निर्वाण लाभ कर सकेगा । ये ही भ्रशरण के शरण हैं । 


महएमंत्र को विशेषताएँ-- यह महामंत्र जिन शासन की झ्रनमोल निधि 
है । सुक्ष्मता से विचार करने पर पंच नमस्कार मत्र में एकान्तवादी अंधकार 
को दूर करने वाली अनेक बात दृष्टिगोचर होती हैं । 


( १ ) इस महामंत्र में सभी संयमी आरात्माप्रों को नमस्कार किया गया है । 
अ्रसंयमी का स्थान नमस्कार भन्रन में नहीं हैं। ग्रतः असयमी की 
बंदना का निर्षध स्पष्ट होता हैं । 


( २ ) संयमियों को प्रणाम स्वरूप इस महामत्र को अपराजित मत्र कहा 
हैं। कहा भी है -- 


अपराजित मंत्रोयं सर्वे बिघ्नविनाशन: । 
मंगलेषु च सर्वेष्‌ प्रथम मंगल मतः ॥ 


इससे संयम की अ्रपूर्व सामथ्ये का परिज्ञान होता है । जब सयमियों 
का नाम उच्चारण तथा उनका स्मरण पाप क्षयकारी है, विपत्ति निवारक 
है तथा श्रपूर्व सिद्धियों का प्रशता हैँ, तब श्रपने श्राचरण द्वारा संयम परि- 
पालन की महिमा कल्पनातीत सिद्ध होती है । सम्यग्दर्शन तथा सम्यगज्ञान की 
पूर्णता होते हुए भी जब तक संयम ( सम्यकचारित्र ) का सहयोग नहीं 
मिलता है, तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होता हैं । 


( ३ ) निरचय नथ से सभी सिद्ध माने गए हैं, व्यवहार नय की श्रपेक्षा जो 
दूसरी दृष्टि है उसे यह महामंत्र स्पष्ट करता हैं । सिद्ध परमेप्ठी रूप 
पर्याय परिणत अशरीरी परमात्मा के सिवाय प्ररहंत प्राचार्य 
उपाध्याय तथा साधु रुप परमेष्ठी प्रसिद्ध अवस्था युक्त हैं, इस प्रकार 
व्यवहार दृष्टि भी सत्य सिद्ध हो जाती हूँ । 


( १२६ ) 


( ४ ) इस महामंत्र में पंचविध पूज्य आात्मान्नों को नमस्कार किया गया हैं, 
ग्रत: पूज्य पूजक रूप हत दृष्टि की उपयोगिता स्पष्ट होती है । यहां 
व्यवहार नय प्रतिपादित भेद दृष्टि को मान्यता प्रदान की गई है । 
निशरचय नय समर्थित भ्रद्वत दृष्टि गौण हो गई है । 


( ५ ) इस मंत्रराज के द्वारा यह बात स्पप्ट होती हू, कि एक द्रव्य दूसरे 
द्रव्य का कथंचित उपकार करता हैं। भ्ररहंत भगवान ने चार 
घातिया कर्मों का नाश किया है, उन्हे स्व प्रथम नमस्कार किया 
गया तथा सपूर्ण कर्मराशि का लाश करने वाले सिद्ध भगवान कों 
उनके बाद प्रणाम किया गया है, क्योकि श्ररहंत भगवान दिव्यध्वनि 
हारा त्रिभुवत के लिए हितकारी देशना देते है । “पतिहुबण हिंद-मधुर- 
विसद-वक्‍कारण” -- त्रिभुचन को हितकारो, मधुर त्तथा स्पष्ट वाणी 
वाले जिनेन्द्रों को कुंददूृद ऋषिराज ने पंचास्तिकाय में प्रणाम किया 
है । अरहंत भगवान की दिव्यवाणी के द्वारा ही तो रूप, रस, गंध, 
स्पर्श रहित सिद्ध परमात्मा का परिज्ञान प्राप्त होता है । पग्ररहंत 
भगवान चैतन्य द्रव्य द्वारा दूसरों का हित होता है, यह स्याद्वाद पक्ष 
इससे पुष्ट होता है । 


( ६ ) यह महामत्र पदस्थ ध्यान नामक शुभभावरुप धर्मघध्यान का श्रंग है । 
भ्रतः मोक्षमार्ग में शुभभाव का भी महत्व है, यह सिद्ध होता है । 


झात्सो पलब्धि की कठिनता-- 


आत्मा की बातें बनाना सरल है। उसकी उपलब्धि अत्यन्त कठिन 
है। एक बार जमेन दाशेनिक कान्‍्ट घूमने गये थे। रास्ते में एक व्यक्ति 
को उनकी छड़ी से भ्राघात पहुँचा । उस भद्र व्यक्ति ने कान्‍्ट से पूछा, 
“५४४० ४7८ ४०० ?? आप कौन हैं ? कांट ने कहा “भाई, मैं अब तक 
नहीं झनुभव कर पाया हूँ, कि “मैं? कौन हू ? यदि मैं विश्व के राज्य का 
झधिपति होता, तो मैं आधा राज्य तुमको दे दूगा, यदि तुम मसुभे बता दो 
कि मै” कौन हूँ । बास्तव में आत्म स्वरूप का जानना बच्चों का खेल नही 
है । "ज्ञाता दुष्टा आतमराम, हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम” इतना गीत गाने 
मात्र से इष्ट सिद्धि होना असंभव हैं । जो झात्मा रूप, रस, गंध, वर्ण रहित 


६ है३०- 


है, इन्द्रिय ज्ञान के भ्रगोचर है, उसका ज्ञान बाहरी सामग्री पर कैसे 
आश्रित माना जाय ? यह कथन सत्य है :-- 
परख सकता नहीं रत्नों को हर इन्सान की आँखें । 
दिखाई ब्रह्म क्‍या देवे, जो न हो ज्ञान की आँखें । 


ब्रह्म द्षत भौर भ्रात्म ज्ञान की बालें ढोंगी लोग बहुत करते हैं। 
यद्यपि उनका प्राचरण बंगले के समान रहा आता है। गाँधी जी के जीवन 
को प्रकाश दाता, महान ज्ञानी सत्पुरुष श्रीमद्‌ राजचंद भाई ने लिखा था, 
“बतेमान दुषम काल रहता है। मनुष्य का मन भी दुषम देखने में आता 
है । प्राय: करके परमार्थ से शुष्क अ्रन्तकरण वाले परमार्थ का दिखावा 
करके स्वेच्छा से झ्राचरण करते हैं ।” (पृष्ठ ८०० राजचंद्र ग्रन्थ 


मामिक दृष्टान्त -. 


महाकवि बनारसीदास जी ने अर्ध कथानक' नाम के छुन्दोबद्ध प्रात्म 
आरित्र मे लिखा है, कि जन धर्म का व्यवस्थित परिज्ञान म होने से केवल 
समयसार नाम के श्रध्यात्म शास्त्र का श्रमभ्यास करके उनकी बुद्धि का 
विपरीत परिणमन हो गया था । जब उन्होंने ग्रोम्मठ सार ग्रन्थ का व्यवस्थित 
अभ्यास किया तब उनको सच्वा प्रकाश प्राप्त हुआ । उनकी दृष्टि एकान्त 
पक्ष छोड़ भ्रनेकान्तवादी बन गई । भ्रर्ध कथानंक में उन्होंने कह है. । 


उन्होंने श्रपने मित्र नरोत्तम के साथ णमोकार की एक जाप का 
निथम किया था । ब्रत भंग होने पर घी त्याग करने की प्रतिज्ञा की थी। 
चौदस को उपवास करना, पचास हरी सेवन, पूजन करना ये भी नियम लिए 
ये | उनके शब्द हैं । 


नौकारवाली एक जाप नित कोजिए | 

दोष लगे परभात तो धीठउ न लीजिये ॥ ४३५ ॥ 
मारग वरत यथासकति सब चौदस उपवास । 

साखी कीन्‍्हें पास जिन राखी हरी पचास ॥ ४३६ ॥ 


अरथमल ढोर की संगति से उन्होंने समबसार की राजमल्ल की 
टीका पढ़ी । पढकर कविवर की बुद्धि में विकार उत्पन्न हुआ । 


( १३१ ) 


तब बनारसि वाचें नित्त भाषा अरथ विचारे चित्त । 
वाबें नहीं अध्यात्तम पेंच, मानें बाहिज किरिया हेच ॥ ५०४॥। 
कबुद्धि के अधीन हो उन्होंने सब ब्रतादि त्याग दिये । वे मन्दिर का 


द्रव्य खाने लगे थे। जिन प्रतिमाजी की निन्‍दा करने लगे थे। उन्होंने स्वर्थ 
अपने पतन का इस प्रकार चित्रण किया है । 


देव चढ़ाया नेवज' खांहिं॥ ६०० 


जिन प्रतिमा निवहि मन मांहि । मुखसो कहहि जो कहनी नाहि। 
खाहि रात दिन पदु की भांति । रहे एकत मृषाभद मांति | ६१२॥ 
इस प्रकार पतित जीवन उनका करीब बीस' वर्ष प्यंग्त रहा। एक 


समय पं० रूपचंद जी पांडे का आमरे में श्रागमनस हुआ्ला । उनसे कवियर ने 
गोम्मट सार शास्त्र पड़ा । वे कहते हैं--- 


अनायास इस ही समय नगर झागरे थान । 
रूपचन्द पांडे गुनी आयी ग्रागम जान ॥ ६३० 0 


सब अध्यात्मी कियौ: जिला र, ग्रथ बच।यौ मोसटसखाःर ॥६ ३ १ 
तामें गुनथानक परवान, कह्यों ज्ञान अ्रु क्रिया विधान । 

जो जिय जिस गुन थानक होय, तैसी क्रिया करे सब'कोय )।६३२॥। 
भिन्न भिन्न विवरण विस्तार, श्रन्चर नियत बहुरि विवहार। 
सबकी कथा सबे विधि कही सुनि के संसे कछ स' रुही ॥ ६३३ 
लव बनारसी औरे भयो स्थादबाद परनति परिनयाौं । 

पांडे रूपचन्द युरू पास सून्‍्यौ ग्रथ मन भयौ हुलास ।।६३४।। 
सुनि सुनि रूपचन्द के वैन बनारसी भयौ दिढ़ जेन ॥६३५॥।। 


तब फिर और कबीसुरी करी ग्रध्यातम मांहि। 
यह वह कथनी एक सी कहेुँ विस्द्ध कछ नांहि ।- ६२६ 


( १३१२ ) 


कृषि को १६७१ संवत्‌ में समयसार के प्रभ्यास से भ्रम उत्पन्न हुआ 
था; जो संवत १६६२ में दुर हुआ धौर कविवर को सच्चा स्याह्वाद मार्ग प्राप्त 
हुआ । खेद है कि सोनगढ़ी वर्ग झब तक भी एकान्तबवाद की भंवर में घूम 
रहा है । हमें मनुष्य जन्म की दुर्लभता, क्षणिकता को नहों भुलाना चाहिये + 


अन्त-दृष्िट -- 


हिन्दू सन्‍्यासी श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र में एक 
उपयोगी कथन आया है । उनका प्रिय शिष्य काली बाबू वेदान्त का अच्छा 
ज्ञाता था। वह रोज मछली मारा करता था | एक दिन रामकृष्ण स्वामी 
ने उससे कहा -- तुम ऐसा क्र काम क्‍यों करते हो ?” काली बाबू ने कहा 
था--- “७7297 ३5 गराए्ाक्ापबव 50 9 460 शरण #६27ए ] 486 गीडाट5 
झ्रात्मा का नाश नहीं होता, इससे मैं वाध्तव में मछलियो को 
नही मारता हूँ । इस पर परमहंस स्वामी ने कहा था, “अरे ! तू अपनी 
आत्मा को धोखा देता है। प्रात्मदर््षन प्राप्त व्यक्ति दूसरे के प्रति ऋरता 
नही घारण करता है। वह दूसरे के प्राण लेने की बात श्रपने चित्त में कभी 
नहीं लायेगा ॥ (रोम्या रोलां लिखित रामकृष्ण परमहस का जीवन चरित्र) 


प्रथम अवस्था में भ्नियंत्रित ग्रध्यात्मवाद प्रायः बुरी तरह पतन 
कराता है । वह श्रधूरा ज्ञान भ्रम पैदा करता है। मांस सेवन, मदिरापान,. 
पर स्त्री सेवन आदि कक करते हुए वह पश्रष्यात्मवादी सोचता है, भेरा 
प्रात्मा शुद्ध है, बुद्ध है, भबुद्ध है। बाहरी भाचरण का सम्बन्ध शरीर से 
है । भात्मा से नहीं । इस प्रकार वह ब्यक्ति कृपथगामी बन जाता है + 
उसकी दृष्टि में नैतिकता का कोई मूल्य नही रहता है । 


असत्याग्रही मनोव॒ त्ति-- 


सच्चा सोना परीक्षा रूप अभ्रित से नहीं घबड़ाता है | खोटा सोना 
बचने वाला अपने सुवर्ण की श्रग्नि परीक्षा से डरता है । “'सांच को 
ग्राच का क्या भय, यह कहावत विरुयात है । सत्यप्रेमी विनज्न व्यक्ति 
तत्व चर्चा से दूर नहीं भागता । वह तत्त्व चर्चा का सदा स्वागत करता है | 
बह कहता है मेरा सत्य नही; जो सत्य है वह मेरा है । 


( १३३ ) 


चर्चा से भय क्यों ? --सोनगढ़ पंथी तत्त्व चर्चा से भय खाते हैं। 
कहते हैं हम विवाद, चर्चा नही करना चाहते | वे श्रपनी धारणा में संशोधन 
को तनिक भी तैयार नही हैं । यह उनकी नैतिक तथा बौद्धिक दुर्बलता को 
बताता है। ज्ञान के अहंकार को भी सूचित करता है। ऐसी हठी मनोवृत्ति 
के विषय में धर्म परीक्षा में एक कथा श्राई है । 


एक राजा की एक ही संतान थी । दुर्भाग्य से वह राजपुत्र जन्म से 
अंधा था | राजा का उस पर बड़ा प्रेम था । बड़ा होने पर वह राजकुमार 
अपने बहुमूल्य प्राभूषणों को दाम में दे दिया करता था। वह जिद्दी स्वभाव 
का था, इसलिये उसे समफाना भअत्यन्त कठिन समस्या थी । चतुर मंत्रियों 
की सलाह से अ्रंधे राजकुमार को लोहे के श्राभूषण पहिनाए गए। मंत्रियों 
ने राजकुमार को कह दिया था कि यदि कोई तुम्हारे श्राभूषणों को लोहे 
का कहे, तो पास में रखे लोह दंड से उसे दंडित करना + अ्रत: यदि कोई 
राजकुमार से कहता था कि तुम्हारे आभूषण लोहे के हैं, तो वह उसे पीटता 
था । राजकुमार विपरीत बुद्धि बन गया था । उसने लोहे के आभूषणों को 
सोने के आभूषण समझ लिये थे | वह दूसरो की नही सुनता था । 


इस प्रकार की विचित्र आदत एकांतवादी वर्ग में दिखाई देती है । 
उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे ,रुजी पंच भ्रणुत्रत धारण, सप्तव्यसन त्याग 
श्रादि से भी अपने को समलंकृत नही मानते हैं तथा स्वयं को शअव्रती कहते 
हैं। उन्हें सोनगढ़ के लोग स्वामी, सद्गुरुदेव कहते हैं ॥ जब उनको आाचाय॑ 
कुन्दकुन्द की यह श्राज्ञा सुनाई जाती है, “प्रसंजदं ण वंदे”, तब भी उनमें 
सत्य का श्रादर कर अपनी प्रादत को बदलने का विचार भी उत्पन्न नहीं 
होता । 


इस सम्बन्ध में महात्मा गाँधी की दृष्टि बड़ी सुलभी हुई थी। 
उन्होंने यह महत्वपूर्ण बात लिखी थी, “जब तक मनुष्य अपने आपको सबसे 
छोटा नही मानता है, तब तक मुक्ति उससे दूर रहती है । भूल होना 
सनुष्य का स्वभाव है। की गई भूल को सान लेना श्र इस तरह आवरण 
करना कि जिससे वह भूल फिर न होने पावे यह मर्दानगी है ।” 


यह खेद को बात है, कि एकांतवादी बर्ग भूल को मानने को तथा 
उसे सुधारने को तैयार नहीं है । कानजी बाबा साधारण पाक्षिक श्रावक की 


( १ैरे४ड ) 


श्रेणी में भाते हैं। उन्हें 'स्वामी कहना या मानना प्रवेशिका कक्षा के 
विद्यार्थी की श्रेष्ठ विद्रान कहने सदुक्ष अनुचित बात है । इस प्रसंग में , 
साँधीजी का आदर्श सत्य प्रेमियों के लिये ज्ञानवद्धंक है। गांधी जौ ने अपने को 
महात्मा कहे जाते पर तीतन्र विरोध करते थे । उन्होंने लिखा था--'जब 
कोई इस बात का प्राग्रह करता है कि मेरे लिये 'महात्मा' शब्द का ही 
प्रयोग किया जाय, तब तो मु्के अ्रसह्य पीड़ा होती है। साबरमती झ्राश्नम 
में भेरा जीवन बहता है । वर्हा हर एक बच्च्चे, स्त्री, पुरुष सबको प्राज्ञा है, 
कि वे मेरे लिए महात्मा शब्द का प्रयोग न करें । किसी पत्र में भी मेरा 
उल्लेख महात्मा दाब्द के द्वारा न करें । मुझे वे सिर्फ गांधी या गांधी जी 
कहा करें। मैं भ्ल्प प्राणी हैँ, महाप्राणी नहीं हैं /” (हिन्दी नवजीवन १६२४) 


जेब महन्त--इस प्रकार नम्नला और सचाई से प्रेम का दर्शन कानजी 
बाबा में नही दिखता । हम सन्‌ १६६७ के अ्रप्रेल में भिहार के लीथों की प्रंदना 
को ग्रमे थे । एक तीर्थ पर एक श्रश्नाणिक व्यकित ने हमें इस प्रकार का वृत्तान्त 
सुनाया था 4 “जार पाँच बर्ष पून कानजी बाबा ने हमारे यहाँ श्राकर श्राहार 
ग्रहण किया था। उन्होने कहा मैं नही ब्रती नहीं हूँ | मुक पर दबाव डाला 
गया कि तुम इनके पेर धोकर उस पानी को भस्तक पर लगाझो | मैंसे कहा 
था--“मैं ब्रती हूँ; इसलिए ऐसा नही कर सकता | उस स्थिति में संघ की 
एक महिला ने उनके पैर पानी में धोएँ और उस धोन को श्राँखों में लगाया ४” 
उन बिहार में विद्यमान भाई ने यह बताया कि “कानजी दवेताम्बर साधु 
सद॒श वस्त्र पहने थे। उनके हाथ में एक रूमाण रहता है, उसमें वे एक 
लकड़ी छुपाकर रखते हैं ।” यह बात रहस्यपूर्ण है । वास्तव प्रें पहले वे 
दृढिया पंथी गुरू थे । उस वेश को उन्होने नहीं छोड़ा है। हाँ, उस साधु 
जीवन में लिए गये संयम को उन्होने छीड़ दिया है । उन्हें ठाठ-बाट से 
सुसज्जित देखकर स्वर्गीय तख्तमल जी जैन मुख्यमत्री मध्यभारत ने कहा 
था कि “वे जैन महंत जेसे लगते है ।” 'बिचश्वारक्षील व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि 
बह सत्पथ को न भूले । सत्य का शरण ग्रहण करने में ही आत्मा का 
ड््ति है । 
अमाव का फारण-- 


यहाँ यह प्रदन उठता है, कि ग्रन्य संप्रदाय वाले व्यक्ति ने दिगम्बर 
जैन समाज में घुसकर श्रपने लिये विशेष स्थान कंसे बना लिया और उनके 


( १३४५ ) 


चरणों की पूजा तक करने वाले झनेक भक्‍त दिगम्बर भाई बह्टिन क्‍यों 
हो गये ? 


इस प्रश्न का उत्तर सरल है। जंगल की एक लकडोी ने लोहे की 
कुल्हाडी का साथ दिया | इससे साशा जंगल काट दिया गया। इसी प्रकार 
कहते हैं, समाज के कुछ पैसे के लालची पंडितों ने भ्रच्छी रकम पाकर भोली 
धार्भिक समाज में अभ्रपने परिचय और प्रभाव का उपयोग कांजी पंथ के 
प्रचार में लगा दियए | कोई-कोई अवसरवादी यश शझ्ादि के स्वार्थ वश राम 
के पास जाकर 'रामाय स्वस्ति' पढ़ते हैं और रावण के पास जाकर 
“'रावणाय स्वस्ति' भी पढ़ा करते हैं। ऐसे गोमुख-व्या पत्र व॒त्ति वाले कपटी 
जीवन युक्‍त प्रनेक व्यक्तियों ने समाज क्रो चक्‍कर में डाल दिया है। भोली 
समाज जब निकट से इन प्रध्यात्मवादियों की प्रवृत्ति को देखती हैं. तब 
उसके मन में ग्लानि पंदा होती है। उस समय हमारे बिके हुए मात्तनीय 
पडितराज भ्रागे भ्राकर उनके मन को विपरीत दिशा में मोड़ दिया करते हैं । 
भ्र्थ के द्वारा अनर्थ हुआ तथा हो रहा है । ईसाइयों के समान एकान्तवादी 
प्रचार हेसु बहुत द्रव्य लुटाते हैं । खोटी हानहार बाले लालची भपना 
भविष्य नही सोचते । 


कटनीति-- 


एक बार गिरनार की याज्रा से लोटते हुए महृषि आचार्य शांतिसागर 
महाराज कुछ घटे सोनगढ़ यहरे थे | आ्राचाय महाराज ने हमे सुनाया था, 
कि श्री कानजी उनके पास श्राये । अ।चाये श्री ने उनसे कहा था “तुमने 
दिगम्वर धर्म स्वीकार किया इससे हमको बडी खुशी हुई । तुमने अपने पुराने 
धर्म में कौन सी बुराई देखी ?” श्राचाये श्री के प्रशन का कानजी ने कोई 
उत्तर नही दिया । आचार्थ श्री का यह कथानक कानजी बाबा के ग्रन्त करण 
को समभने के लिये एक्सरे के समान समझना चाहिए । 


एक कानजी भक्त ने हमें सुताया, कि प्राफ़िका में बहुत से सम्पन्न 
दूढ़िया पंथी हैं। वहाँ कुछ कानजी थी प्रत्चारक घन संग्रह हेतु शीघ्र 
जाने वाले हैं। इस घन राशि का उपयोग एकातवाद के प्रचार में किया 
जायगा। कानजौ पंथी द्रव्य दृष्टि की चर्चा करते हैं । यथार्थ में उनका ध्यान 
भात्म द्रत्य के बदले रुप्याध्या रूप पुद्गल द्रव्य की झोर विशेष रहन्ना है । 


( १३६ ) 


चैतन्य निधि का सच्चा प्रेमी पुदगल का वेभव दिखाते के कूचक्र में नहीं 
फेसता है । वह तो माया के जाल से दूर रहता है । 


प्रत्यक्षदर्शों का श्ननुभव-- 


कानजी पंथ का भीतरी रूप पर्वत दूर से सुहावना लगता है-- 
दू रस्था: भधराः रफ्या: ।! सोनगढ में पचकल्याणक सन्‌ १६७४ के फरवरी 
मास में सम्पन्न हुआ | प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वहाँ का चित्रण करते हुए श्री 
नीरज जैन (सतना) ने लिखा था-- “मुमुक्षु लोग समयसार के पन्नों को लेकर 
हवा करते थे | समग्रसार को चरणों के नीचे खोलकर बैठे थे | कानजी पंथी 
नेता रामजी ने कहा था “शस्त्र जड है । उसका ग्रात्मा पर प्रभाव नहीं 
पडता । समूह के समक्ष द्रब्यानुयोग का ही व्याख्यान करना चाहिए । 
3७ नम सिद्धाय” युवत छपे कागज तालियो श्रौर कचराघरों में पड़े थे । 
जिनवाणी का जितना तिरस्कार मैंने स्वर्णपुरी मे देखा, वह प्रम्यत्र देखने में 
ही आया । पंडित कैलाशचंद जी बनारस वालों ने कहा था--“हम हजारों 
उपादान एक स्वामी रूपी निमित्त से प्रभावित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं। 
कुन्दकुन्द के परवर्ती श्राचार्य समतभद्र भ्रकलक झ्रादि ने ब्रत, नियमों का 
क्यो उपदेश दिया; यदि ये धर्म नही थे ? हम समस्त आचार्यो को एक 
कुन्दकुन्द पर बलिदान नही कर सकते / उस पंचकल्याणक मे जांत पांत 
का भेद नहीं था | बाजार दूकानदारो की व्यवस्था न थी । इससे मुह 
मागा दाम, दूध, फल आदि का देना पड़ता था । कुली तांगे वालो ने पाच 
गुना तक पैसा वसूल किया । धन की बरसात और समय की पाबंदो ये दो 
सोनगढ़ के श्रतिशण थे । जन्माभिषेक पूर्ण होने के पहिले हो घड़ी देख 
स्वामी जी तथा कुछ भाई उठ बैठे थे। वे समय चक्र के भ्रधीन थे, समय 
उनके अधीन न था ।/ 


असली रहस्य-- 


सोनगढ़ी पडित वहा को खूब स्तुति छापा करते है। असली रहस्य 
की बाल समाज के सामने नही झा पाती । काशी के पंडित कैलाशचन्द्रजी 
ने एक पत्र कानजी मत प्रचारक बाबूभाई फतेहपुर बालों को २४-६-७० 
को वाराणसी से भेजा था। वह प्राईवेट किन्तु महन्वथूर्ण पत्र हिम्मत 


( १३७ ) 


नगर गुजरात के वकील कपिल भाई ने फोटो प्रिट उतार कर प्रकाशित कराया 
था । जैन संदेश सोनगढ़ के समर्थन में काफी लिखता रहता है। कभी २ 
विपक्ष में भी थोड़ा सा लिख देता है | इस पत्र से महत्वपूर्ण सामग्री 
विचारक वर्ग को प्राप्त होती है | पत्र में लिखा था--“सांसारिक भोगों में 
लिप्त लोगों के सामने जो व्यवहार धर्म को हेय बतलाते हुए त्याज्य बत- 
लाया जाता है, उसकी सरंत्र चर्चा मैं सुनता श्राया हूँ । सोनगढ़ के 


अपरिपक्व प्रचारकों के द्वारा भविष्य में जेन धर्म के भ्राचार पक्ष को 
गहरी क्षति पहुँचेगी । इस एकतानता में परिवर्तत आवद्यक है 


“यह भी सुना कि कोई कोई इसी बात के प्रचारक ब्रह्मचयें का 
अदलील चित्रण करते हैं। बुलन्द शहर के कलाशचन्द्र के बारे में इस प्रकार 
की विशेष चर्चा सुनी है । अत: इधर ध्यान देने की विशेष श्रावश्यकता है ।* 


इस पत्रांश की आलोचना करते हुए श्री कपिल भाई |७,४...४, 
संपादण जैन शासन लिखते हैं--''सोनगढ़ के प्रचारक अभी अपरिपक्व हैं 
वे श्रश्नील चित्रण करते है श्र श्रारपशास्त्रानुकूल नयविवक्षा के अनुसार 
उपदेश' नही देते है-- ऐसा पत्र में प्रतिपादित किया गया है । 


अनुमव विरुद्ध मान्यता-- 


मनुष्य दपंण की सहायता लेकर झपने चेहरे की मलिनता का ज्ञान 
कर्ता है और मुख को स्वच्छु करता है। इसी प्रकार व्यवहार दृष्टि की 
सहायता लेकर प्रात्मा अपने को विशुद्ध बनाने का उद्यम करता है । 
जिनेन्द्र भगवान की वीतराग छूबि हमारे मनकों वीतरागता की शोर 
आकधित करती है। उन जिनेश्वर की वाणी आत्मा को स्वभाव की ओर 
आने का तथा विभाव और विकारों के परित्याम का उपदेश देती है। उस 
वाणी के शिक्षण के श्रनुसार जिनेश्वर की मुद्रा को धारण कर तथा जीवन 
शीोबतक कार्य में संलग्न मुनिराज का जीवन तथा आचरण रत्नत्रय धर्म की 
शिक्षा देता है। देव शास्त्र तथा गुरू यद्यपि पर पदार्थ हैं, किन्तू उनकी 
सहायता से जीव स्त्रीन्‍्मुखता की सप्रमग्नी प्राप्त करता है। गृहस्थ तो 
कनक, कामिनी, विषयभोग आदि के द्वारा निरन्तर बहिर्मत् रहता है, उसे 
अन्तमुंख बनाने के लिए व्यवहार दृष्टि का शरण ग्रहण करना हितकारी 


् 


( (३८ ) 


है। चार ज्ञान युवत, ऋद्धियों के श्रधीश्वर गणधर देव तक जिनेश्बर का 
शरण लेकर व्यवहार दृष्टि की महत्ता को सुचित करते हैं। व्यवहार भेद 
दृष्टि को मुख्य बनाता है | व्यवहारतय से अरहंत, सिद्ध श्रादि की णमोकार 
मन्त्र में प्रणाम किया गया है। मुनिराज सदा पच नमस्कार मंत्र का जाप 
किया करते हैं। वे कायोत्सग्ग करते समय पहिले ' णमो अरहताणं” तथा 
ब्राद में 'णमो सिद्धाण ” पढ़ते हैं, क्योंकि श्ररहंत भगवान की दिव्यवाणी 
द्वारासभी भव्यात्माश्रों का कल्याण होत। है। यदि भ्ररहेत भगवा की 
वाणी ने भक्तों को सिद्धों का स्वरूप नहीं बताया होता, तो उन रूपादि रहित 
पर॑ंज्योति परमात्मा का कैसे परिज्ञान हो पाता ? वे सिद्ध नेत्र गोचर 
नही है । वे लोक के पअग्नभाग में सिद्ध शिला के ऊपर अवस्थित हैं। णमोकार 
महामत्र यह सुचित करता है, कि आत्मव्रिकास में व्यवहार दृष्टि का भी 
महत्वपूर्ण स्थान है । 


ज्ञानावस्णादि श्लाठ कर्मों ने जीव को मनुष्य के घृणित मलमूत्र 
भडा ररूप शरीर में कंदी बनाया है । भ्रध्यात्मवादी एकान्त पक्ष वाला गृहस्थ 
अ्रपने को पूर्णतया छुद्ध पर्यायत्नाला सोचता है; किन्तु यह घारणा 
प्रत्यक्ष श्रनुभव द्वारा बाधित होती है। मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा बन 
सकता हूँ, इन कथनों में महान भ्रन्तर है । निगोंदिया जीव वहा से निकलकर 
मानव पर्याय धारण करता हुआ रत्तत्रय की आराधना द्वारा सिद्ध बनता 
है । वह निगोद पर्याय में सिद्ध भगवान के श्रनन्त सुख का प्रनुभव नहीं 
करता है । वह जन्म मरण विमुक्त नही है। वह तो एक इवास में अ्रष्टादश 
बार जन्म मरण की बेदना भोग रहा है। उसको अनन्त सुख का अनुभव कर 
रहा है, ऐसा कहना महान अध्षत्य है। कसाई पद्ु का बध करता है, वह 
पशु चिललाता है और अपनी अपार बेदना ब्यक्त करता है। उस पश्च को 
अ्रनन्‍्त सुखी मानने वाला अध्यात्मबादी जगत के बीच विक्षिप्त तथाः 
लपहास का पात्र बनेगा । 


विवेक दुष्टि-- 


पदार्थों का विचार करते समय जैत्त धर्म के प्राणरूप स्याद्वाद 
सिद्धान्त को सदा अपने ध्यान में रखना सत्य प्रेमी के लिये उचित हैं। जल 
का स्वभाव शीतलता है। स्वभाव की श्रपेक्षा अ्रग्ति के संपर्क से उबचनता 


हु 


( १३६९ ) 


हुआ्ना पाती भी शीतल कहा जायगा, किन्तु पर्याव की शअ्रपेक्षा उसे शीतल 
नही मानना होगा। द्रव्य दृष्टि था निश्चय दृष्टि से छीतल कहा जाने वाला 
डउबलता पानी पर्याय दृष्टि से झीतल नहीं है। इस तत्त्व को भुला देने 
वाला एकान्तवादी यदि उम्त उबलते पानी में हाथ डालेगा, तो उसका हाथ 
जल जायगा और वह अपार दाह जनित व्यथा का पग्रनुभव करेगा । उस 
समय वह यह कहना भूल जायगा, कि मैं आवन्द का अ्रनुभव करने वाला 
चिदानन्द परमात्मा हूं । इस कारण ध्वाक्ति की अ्रपेक्षा किया भया पदार्थ का 
कथन झौर पर्याय की दृष्टि से क्रिए गए कथन को सवंदा समान मानना 
उचिल नहीं है । युहस्थ को श्पने जीवन पर गहराई से विकार कर चरणा- 
नुयोग में प्रतिपादित पद्धति के भ्रनसुसार जीवन शोधन के कार्य में प्रवृत्ति 
करना चाहिये । 


सत्य पथ क्‍या है ? 


एका्तबादी अध्यात्म विद्या रूप अमृत का रस पान न कर उससे 
विषय वासनाश्रों का पोषण करता हुश्रा कर्म बन्धत को श्रौर जटिल बनाता 
है। प्रमादी व्यक्ति की दृष्टि का भैया भगवतीदास जी ने इस प्रकार 
'बित्रण किया है-.- 


आलस कहै उद्यम जिन ठानों, सोवहु सदन पिछीरी तान । 
काहे रैन दिना ज़ठ धावत, लिख्यो ललाट मिले सखोई आन |। 
आवत जात मरे जिम केतक ऐसे ही भेद हिए पहिचान। 
तातें इकन्त गहो उर अन्तर सीख यहै धरिये सुख मान ॥। 


अनेकान्त विद्या से प्रकान्ित हृदयबाला पुरुषार्थ का प्रतिनिषित्व 
करता हुआ इस अकार मासिक उत्तर देता है । 


उद्यम कहे भरे शठ आालस तू सरवर क्‍यों करे हमरारि। 
हम भिशथ्यात तज गहें सम्यक्त जो निजरूप महा हिलकार |! 
श्रावक धर्म इकाददा भेद सों श्री मुनि पंथ महात्रत चारि। 
चढ़ गुणथान विलोक ज्ञेय सब, त्यागहि कम वरे शिवनारि ॥। 


(2४8०) 
आध्यात्मिकता की भूमि बेभव की क्रीड़ा स्थली ? 


जिन पुण्य पुरुषों की प्रात्मा अध्यात्म विद्या के प्रकाश से देंदी- 
च्यमान होती है, उनके समीप का वातावरण साधुता, सदाचार, सादगी 
आदि पवित्र वृत्तियों को प्रेरणा देता है । गांधीजी सादा जीवन उच्च विचार 
के सिद्धान्त वाले थे। उनकी कमंभूमि सेवाग्राम वर्धा में जाकर व्यवित 
सादगी की झोर प्रेरणा पाता था। स्व० वर्णी बाबा के पास ईसरी गश्राश्रम 
भें जाने वाले बड़े व्यक्ति भी वहाँ पुद्गल की महिमा न देखकर श्रध्यात्मका 
रस पान करते थे । स्व० आाचाये शिरोमणि शाच्तिसागर महाराज के पुण्य 
चरणों मे पहुँचने बाला व्यक्ति भ्रदभुत शान्ति, संयम की आकांक्षा, भौर 
अवर्णनीय आनन्द प्राप्ति द्वारा स्वयं को कृतार्थ करता था; किन्तु सोनगढ़ 
की कृत्रिम प्राण शून्य आध्यात्मिकता भावों फो समुन्नत न बनाकर पुदूगल 
के सौन्दर्य की श्रोर मन को खेचती हैं। सोनगढ़ से लौटे हुए यात्री कहते हैं 
“वहाँ बडा ठाठ है। खाने पीने की व्यवस्था है। बेभष दिखाई पडता है 
वहाँ के स्वाभीजी की वाणी से क्या लाभ मिला ? इस प्रश्न के उत्तर में 
यात्री कहते हैं, “गुजराती मे उपदेश होने से एक शब्द भी हम ने समझ 
सके । “समर में आया, समझ मैं आया” यह वाक्य बहुत बार सुना । हम 
तो सोनगढ़ के ऐश्वर्य और ठाठ बाट तथा सुन्दर व्यवस्था से प्रभावित हैं । 
अब विचारक व्यक्ति सोचे, कि पुद्गल का वभव-विलास क्‍या श्राध्यात्मिक 


ज्योति को प्रदीप्त कर सकेगा ? 


बहिरात्मपता-- 


कहते हैं, एक राजा ने अपने राजभवन में अ्रध्यात्मवादियों को ब्रह्म 
की चर्चा हेतु प्रामंत्रित किया । सब बड़ी २ चोटी वाले पंडित तथा लम्बी २ 
जटाघारी साधु एकत्रित हो गए। वहाँ एक महाविद्वान प्रष्टावक्र महोदय 
पधारे, जिनके सारे अंग विकृत रूप मे थे। उन कुरूप मूत्ति को देखकर सब 
लोग हँसने लगे। यह देखकर श्र॒ष्टावक्र ने कहा, “राजन्‌ ? क्‍या यह 
ब्रह्म ज्ञानी विद्वानों की सभा है या चमारों का सम्मेलन है ?” इस पर सब 
पंडित रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, “राजन ! यह व्यक्त मूर्ख सदुझ्ष प्रलाव 
करता है ।” श्रष्टावक्र ने अपने वक्तव्य का खुलासा करते हुए कहा, 
“नमार चमड़े को देखता है। उसी प्रकार मुझे देखकर हास्य करने वालों 


( शडे१ ) 


ने भेरे च्मंमय भोतिक शरोर को ही ब्रह्म समक लिया। उन्होंने यह नहीं 
सोचा कि इस शरीर के भीतर निवास करने वाली परम ज्यीति रूप सच्चा 
ब्रह्म है। सच्चे झ्रात्मश्ानियों की दृष्टि भीतरी तत्व पर रहती है। 


मौतिकता का प्रदर्श न-- 


जिसके जीवन में सादरग", सदाचार, सत्य तथा संयम शोभाग्रमान 
होता है, वह व्यक्ति पुदुगल की चमक दमक को व्यर्थ की वस्तु मानता है । 
फ्रीडम एट मिड नाईट ( #7€९व००७छ 2६ ४०770 ) अंग्रेजी पुस्तक में 
गाँधी जी की सादगी का बड़ा मधुर चित्रण हुआ है ॥ लार्ड माउन्टवेटेल 
प्रन्तिम वाईसराय से भारत के विभाजन के पूर्व बापू की गंभीर चर्चा 
वाइसरीगल भवन में हुई थी। गांधीजी, जिन्हें चचिल ने अध्धेनर्न फकीर” 
(सब बापटते ए४द7) कहा था, सादगी से शोभायमान हो चर्चा करते 
थे । उनके खाने पीने की सामग्री बतन शभ्रादि में जरा भी वैभव का प्रदर्शन 
महीं था । उन्हें देख लार्ड माउन्टवेटेन की प्रात्मा भ्रत्यन्त प्रभावित हुई 
थी । गांधी जी ट्र॑न में तृतीय श्रेणी में चला करते थे | उनकी सारी 
चेष्टाओं में वैभव शून्यता दिखती थी। इसके विपरीत हमारे कानजी बाबा 
की सारी भ्रवृत्तियों में पुदूगल के वेभव का प्रदर्शन होता है। बढ़िया से 
बढ़िया कार, गह्टे तथा भ्रन्य सामग्री महन्त सदृश ठाठ-बाट को बताती है ।' 
यह भोतिकता का इन्द्र जाल सूचित करता है कि वह भ्रात्मा सच्ची ध्राध्या- 
त्मिक दृष्टि से बहुत दूर है। महान योगी ऋषि पूज्यपाद ने समाधि 
शतक में कहा है । 


बहिस्तुष्यति मूढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे । 
तुष्यन्त: प्रबुद्धात्मा बहिव्यावित्त कौतुक: ॥ ६० ॥ 


अंत: प्रकाश के ढेंक जाने पर मृढात्मा--सिथ्यादुृष्टि जीव बाहरी 
पदार्थों से सन्तृष्ट होता है। शुद्ध झात्मा बाह्य पदार्थों के प्रति उत्कण्ठा 
रहित होता हुप्ला अपनी श्रात्मा में संतोष धारण करता है। 


उचित बात तो यह है कि बेभव के माध्यम के बदले गुणों के माव्यम 
से प्रात्मा का महत्व अवगत होना चाहिए। पंजाब केश री लाला लाजपतराय 
ने धत कुबेर सेठ धतदयामदास बिड़ला को एक पत्र लिखा था, 


६ रै४२ ) 


4 रांडा पडा: एटण्फरॉट ऑफ्पोत [ठएठ एकफ किए एणफा भाप एपील 
रब +056 ००ण्म्ाल्टव्प. सॉफा ए०या ए04ए४6८०'---मैं चाहता हूँ लोग 
तुम्हारे धन के कारण नहीं, तुम्हारे सदगुणों के कारण तुमसे प्रेम करें । 
(तक धार 8840४ ० ६6 ०7६ ७॥7४- ९. 20) 


परित्रह का प्रभाव -. 


सोनगढ़ का वाल्जरुण भ्रपरिश्रह सत्य, शील, संयम अरदि सम्बन्धी 
वुष्ण घिचारों के स्थान में परिग्रह की मछला को हृदय पर श्रंक्तित करती 
है। यथार्थ में वह सु-बर्ण पुरी है। सच्ची स्व-वर्ण पुरी नहीं है। वहां भात्मा 
के वांचोी “स्व के स्थान में भन रूप पर्याय वाची स्व” दिखता है । संरुकृ्त में 
स्व धाब्द ऋत्मा तथप धम का वाचक कहा गया हैं । जिसके हृक्थ सिहासम 
पर जड़ कत्व कर सोन्‍्दर्य घिसर्जनान हैं, स्लका चुनाव राशवर्चक तथा 


विजाधिता पोषक सपभग्नी का रहेंगा। प्रबुद्ध तत्वनशानी की मनोदशा दूसरे 
प्रकार की होती है । 


श्शमिक बात---एक उपयोगी कथाभ्क है | राजा श्रेंणिक के घुञ्॒ वारिषेण 
राजकुमार दिगम्वर श्रमण हो गए थे। उनका बालखखा पुण्पडाल भो दिगम्बर 
हो गया था, किन्तु उसका मन स्वच्छ नहीं हो पाया था। उसका चित्त 
बारम्बार श्रपनी एकाक्षी स्त्री की ओर जायीं करता था। उसका जीवस 
विशुद्ध बनाने की दृष्टि से वारिषेण मुनिराज राजगृह आाए। उन्होंने अ्रषनी 
घामिक माता चेलना महारानी को संदेश भिजवाया कि जब वे राजमंदिर 
पहुँचे, वहां उनको पूर्व कौ स्त्रियाँ सुन्दर श्र्‌ गार युक्‍त उपस्थित रहें | माता 
चलना बठी चतुर थी। पुत्र का मन कहीं तपस्या से चलायमान तो नहीं हो 
गया है, इसकी परीक्षा हेतु राजभवन में मुनि वारिषेण के बंठने को एक 
स्वर्ण का आसन और दूसरा काष्ठ का आसन रखा गया । वारिषेण महाराज 
काप्ठट के आसन पर बेठे । उससे माता चेलना का सन्‍न्देह दूर हो मया । 
पृष्पडाल मुनि को उदबोधित करते हुए वारिषपेण महाराज ने कहा, ' मैं 
इन स्त्रियों को, जो देवांगनाओों के समान हैं, त्याग चुका हूँ । ग्ाइचर्य है 
तेरा मन अपनो कानी सरूत्री में श्रासक्त है। इस कुशल प्रयोग से पुष्पडाल को 
मानसिक मलिनता दूर हो गई और वे यथार्थ में सच्चे सुनि बप गए । 


(१४३ ) 


इस कंथानेंक से यह बात॑ स्पष्ट हौती है, कि यदि सोनगढ़ के बाबा 
के हुदथ मैं सम्यक्तव का प्रकाश होता, दो वे मंगल व।हिसयी कार में ठाठ 
आर बैमब के साथ अमण न करते, अपने पूर्व के सदाचार' का त्थान न 
करते । जैसे वारिपण मुनि ने खुबर्ण के श्रासन छोड़कर काष्ठ का आसने 
स्वीकार किया था, उसी प्रकार के सादगी और साघुता के वातावरण से 
सोनगढ़ पवित्र हीता । खेद हैं कि इंसेके विपरीत वर्हाँ परिग्रह की, परिग्रही 
की तथा शान दाौकेत की पूजा होती है, जो यह स्पष्ट करते हैं कि वहाँ सजीव 
अध्यात्मवाद का पूर्णतया श्रभाव है । झआागम तथा परपरा के विपरीत उपदेश, 
अच[र तथा सम्मक्‍त्व के प्रायतन रूप निग्न॑न्थ गुरु के प्रति भद्बता विद्वीन 
वाणी का प्रयोगादि सूचित करते हैं, कि वहाँ सम्यक्‍त्व के नाम पर 
नकली प्रदशेन है। 


तस्व चर्चा से चिंमखता क्‍यों ? 


सत्य प्रेमी व्यक्ति सदा तल्व चर्चा के लिए उद्यत रहता है। तसव 
चर्चा स्वाष्याय रूप अन्तरग तप का अगर है। समनन्‍्तभद्र, श्रकलंक प्रादि 
विगम्बर जैन महषियों ने तत्त्व चर्चा द्वारा जैन धर्म को गौरवान्वित किया है। 
अनेकांत विद्या से खुसज्जित विद्वान सदा से विचारों के झ्रादान प्रदान का 
स्वागत करता है । कमजोर पक्ष वाला व्यक्ति तल्‍्व चर्चा के मंदान में आने 
से भय खाता है। वह आत्मबल हीन व्यक्ति मौव का शरण ले श्रपनी कूढी- 
शान, प्रतिष्ठा की रक्षा करता हुझ्ला पाया जाता है। अब्रभी फलटण में 
२ जनवरी १६७७ को भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ त्याणी, 'भुसि, भद्टारक तथा' 
अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति एकत्रित हुये थे । समाज में संगठन, सोमनस्य' तथा 
सहृदयता की भावना से सोनगढ़ के कानजी भाई से विचार विमज्ञ हेतु 
एक प्रस्ताव पारित कर दि० जैन स्वाध्याय मंदिर टूस्ट के श्रष्यक्ष श्री 
नवश्नीतलाल भाई जवेरी को भेजा गया था। वहाँ से यह उत्तर आया, 
“पूज्य स्वामी जी का प्रवास कार्यक्रम निश्चित हो गया है। वे तीन चार 
माह बाहर रहेंगे ।” अखिल भारत के जैनों की ओर से चर्चा हेतु स्वामी जी 
क्या अपने प्रवास में किसी भी स्थान में चर्चा के लिए व्यवस्था नही कर 
सकते हैं*? आझावद्यक कार्य झा जाने पर सभी समभदार व्यक्ति प्रपने कार्य- 
क्रम में समुचित परिवर्तंत करते हैं। धर्म चर्चा के लिए तो प्रध्यात्म प्रेमी को 
प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति देनी थी । 


( १४४ ) 


पत्र में एक बड़ी मनोरंजक बात लिखी है : “वाद-विवाद में पढ़ना 
सोनग्ढ़ का उद्देश्य नहीं है ।” भार्य समाजी लोग जब जैन धर्मे पर प्राक्षेप 
करते थे, तब जैन विद्वान सदा भ्रनेकान्त सिद्धान्त के ध्वज को उन्नत रखने 
हेतु झास्त्रार्थ के लिए तैयार रहते थे | इस प्रसेंग में स्व० बादिगज केसरी 
न्‍्यायवाचस्पति गुरु गोपालदास जी का नाम स्मरण योग्य है, जो तबियत 
ठीक न रहने पर भी सिंह के समान प्रतिपक्षी के मुकाबले को तैयार रहते 
थे। धर्म चर्चा करना यदि सोनगढ़ का उहेश्य नही है, तो क्या उद्देश्य है ? 


उन्होने लिखा है “एक बार तत्व चर्चा श्राचार्य शिव सागर महाराज 
के सानिध्य में हो चुकी है, तो क्‍या प्रब दुबारा चर्चा करने में हानि होगी ? 
चर्चा की प्ररित में सत्य पक्ष रूपी सोने की दीप्ति बुद्धि को प्राप्त होगी । 
सोना यदि खोटा है, तो बह अवदय परीक्षण से भय खावेगा ? 


विशेष बात--सोनगढ पंथी जिन कानजी बाबा को सद्गुरुदेव कहते हैं, 
जिन्‍होने विदेह से यहाँ श्राकर जन्म लिया तथा जो साक्षात्‌ सर्वज्ञ तीर्थकर की 
वाणी सुन चुके हैं, उनकेसाथ कहीं भी चर्चा नहीं हुई है । स्वामी जी तथा उनके 
निकटवर्ती साथी रामजी भाई श्रादि भकतगणों से तत्त्व चर्चा या विचारों के 
ग्रादान प्रदान का अवसर ही नहीं श्राया। यह श्वपूर्व अवसर पाया, तो 
उससे लाभ लेने को सोनगढ के बाबा तथा उनके अनुयायी तैयार नही हुए । 
इससे कानजी मत की भीतरी स्थिति को समभदार सहज ही प्रवगत कर 
सकता है । 


धर्म गुरुओं का झ्रादेश-- 


आगम में पश्राचायं परमेष्ठी की स्तुति की गई है। वे श्रपती प्रात्मा 
समुन्नत बनाते हुए भव्य जीवों को मिथ्यान्धकार से निकालकर धर्म के प्रकाश- 
मय पथ में लगाते हैं । वीरसेन प्राचायं ने घवला टौका में भ्राचाय परमेष्ठी 
के विषय में कहा है । 


तिरयण खड्ग णिहाए णुत्तारिय मोह सेण्ण सिर णिवहो । 
आइईरिय राय पसियउ परिवालिय भविय जियलोशो ॥॥ 


रत्नत्रय रूप तलवार के प्रहार से मोह की सेना के शिरों का उच्छेद 
करने वाले तथा भब्य जीवों का परिपालन करने वाले झ्राचाय महाराज 


( र४५ ) 


प्रसन्न हों । 'दिगम्बर जैन समाज के भीतर घुसकर साम, दाम, 'दण्ड, भेद सभी 
नीतियों का क्‍प्रबलंवन लेकर कानजी बाबा ने श्रपने नए पंथ की वृद्धि हेतु 
जोर-शोर से काम शुरू कर दिया हैँ। भ्रपने मत के प्रचार हेतु तथा तीर्थों 
के ऊपर प्रपना प्रभुत्व कायम करने के उद्देश्य से श्र. भा. दि. जैन तीर्थ कमेटी 
के मुकाबले कुन्दकुन्द कहान तीथ ट्रस्ट कमेटी के लिए दिगम्बर जैन समाज 
से घन इकट्ठा करना शुरू कर दिया और काफी धन राशि इकट्ठटी भी हो गई 
है । कुछ लोगों के द्वारा समाज में भ्रामक प्रचार भी जोर से प्रारम्भ हो 
गया। भ्रविवेकी श्रथवा लालची कुछ घनिकों को भी ग्रपने प्रचार में सहायक 
बना लिया गया है । यहाँ तक लिखने की घृष्टता शुरू हो गई, कि चारित्र 
चक्रवर्ती महान झ्राचार्य शातिसागर महाराज का भी भ्राशीर्वाद कानजी को 
प्राप्त था। भ्राचारय शांतिसागर महाराज के जीवन का निकट से वर्षो भ्रध्ययन 
करने के कारण हमने एक विज्ञप्ति निकाली “प्राचार्य शांतिसागर महाराज 
द्वारा कानजी पंथ की समीक्षा”, जो २७ अक्टूबर १६७७ के जैन गजट में 
छूपी थी । 


समाज कौ अत्यन्त माननीय पृज्य विभूतियों में सबसे पुरातन तपोब॒द्ध 
प्राच(रय रत्न देशभूषण महाराज हैं। स्व» प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री, 
स्व० हिन्दू समाज गौरव जुगलकिशोर विरला आदि उनके भक्त रहे हैं। 
आज भी उनका व्यक्तित्व भ्रसाधारण है। उत्तर भारत मे विशाल साधु संघ 
संचालक उच्च चरित्र, निस्पृद्दी तथा निर्भीक श्राचायं घर्मंसागर महारुज 
की कीर्ति सारे देश में व्याप्त है। अआाचायें विमल सागर महाराज विशिष्ट 
सिद्धि सम्पन्न अ्र्धू तज्ञानी ऋषि के रूप में विख्यात हैं। इस प्रकार ग्रनेक 
श्राचार्यों ने कानजी पंथ को दिभधम्बरत्व का घोर विरोधी घोषित किया है। 
उन धर्म गुरुओं ने भ्रनेकांत शासन तथा धामिक लोगों के हिंतार्थ जो पत्रित्र 
भावना से प्रेग्ति हो श्रादेश दिया है, इस कृपा के लिए समाज उनका ऋणी 
है । उनका आदेश “'स्याद्वाद चक्र” प्रवर्तन ही है । 


कत्तेध्य-- झागम तथा मूलाम्ताय के प्रेमियों का अरब यह कत्तेन्य हो 
जाता है, एकान्तवाद की जहरीली हवा से दिगम्बर जैन समाज को बचाने के 
लिए संगठित होकर जोरदार प्रचार करें। इस कार्य में धर्म रक्षा हेतु तन, 
मन, घन, से तत्पर होना चाहिये । झाचाय शान्तिसागर महाराज ने भारत 


( १४६ ) 


झासन के एक जैन कर्मचारी से कहा था, 'जित धर्म की रक्षा करो! वह 
धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा ।” सच्चे धर की अपार क्षमता है । * 


धम्मो मंगल मुक्किटूँ अहिसा संजमों तवो । 
देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्मे सया मणो ॥ 


“धर्म श्रेष्ठ मंगलरूप है श्र्थात्‌ वह पापों का नाशक है तथा पुण्य 
प्रदाता है। वह धर्म अहिसा, संयम तथा तपस्वरूप है। जिसका मन निरन्तर 
घममे की ओर लगा रहता है, उसे देवता 'भी प्रणाम करते हैं ।” 


जेत॑ जयतु शासनम्‌ 


आचायें शॉतिसागरजी महाराज द्वारा 
कामजो पंथ को समोक्षा 


प्रनेकांत शासन को महत्ता को जनमानस में प्रतिष्ठित करने काले 
महथि आचाय शान्तिसागरजी महाराज के पुण्य नाम का उपयोग एकान्त- 
बादी कानजी पंथी प्रचारकों ने शुरू किथा है। इस विषय में समाज के प्रमुख 
और प्रबुद्ध जननतायकों ने स्पष्टीकरण हेतु मुक से झाषह किया है, भ्र्तः 
प्रस्तुत लेख द्वारा प्राचार्य श्री की दृष्टि को अकाशितत करना उच्चित 
अतीत हुग्रा । 


कानजी मत का नकली दिगम्बरपना-पआराचार्य शांतिसागर जी 
महाराज के पास जब कानजी उनको गिरनार यात्रा से वापिसी में मिले, 
तब ग्राचारयश्री ते कहा था--हमको खुशी है कि तुमने सच्चे दिगम्बर जैन 
धर्म का शरण लिया है। यह बताओ कि तुमने अपने पन्‍्थ में क्या 
बुराई देखी ? 


इस प्रहन का उत्तर कानजी ने नहीं दिया, क्योंकि इससे उनकी पोल 
खुल जाती । श्राचायशत्री ने झ्राधा घण्टा पर्यन्त उत्तर की प्रतीक्षा की, उत्तर 
न मिलने पर वे सोनगढ़ न ठहरकर वहाँ से रवाना हो गए। उन्होंने कानजी 
से कहा था, ' हम तुम्हारा व्याख्यान सुनने नहीं भाए हैं।” इस विषय में 
कानजी पंथी कहते हैं, कि श्राचायं श्री सोनशढ़ ठहरे थे, इत्यादि । स्व. झाचाय॑ 
धमंसागरजी दक्षिण, ब्र. जिनदासजी समडोलीकर प्रादि ने मुझे बताया कि 
भाचायंश्री सोनगढ़ में नहीं ठहरे थे । इस प्रकरण से यह स्पष्ट हो जाता है, 
कि कानजी सच्चे दिगम्बर न होकर अपने को नकली दियम्बर व्यक्त कर 
रहे थे तथा भव भी बैसे ही हैं । 


समयप्तार पहिले नहीं पढ़ना चाहिए -भाचोयें महाराज की मैंने 
महाबंध ( महाधवल ) प्रकृति बध खण्ड की हिन्दी टीका करके समर्पण की. 
तब पूज्यश्री ने कहा, हमें समयसार नहीं चाहिए । पहिले हमें महाबंध चाहिए, 


( 7 ) 


( मे) 
जिससे हमें कर्मों के क्षण-क्षण में होने वाले बन्ध के विषय में स्पष्ट रूप से 
परिज्ञान हो । उन्होंने दृष्टान्त देकर प्रपना भाव इस प्रकार स्पष्ट किया था। 


एक राज पुरोहित का मरण हो शया। उसके बविद्याशून्य पुत्र को 
राज दरबार में जगह न मिलने से वह धन हेतु राजमहल में चोरी को घुसा । 
उसने हीरा, सोती, सोना आदि कीमती पदार्थ नहीं चुराएं, केवल बाहर 
रखे भूसे के टोकने को चुराया। दूसरे दिन राजा के प्रश्न पर कि तुमने हीरा, 
सुवर्ण ध्लादि न चुराकर भूसा क्‍यों चुराया ? पंडित पुत्र ने कहा “राजन ! 
मेरे पिताजी ने मुर्के कुछ सूत्र सिखाये थे। हीरा, सोना प्रादि चुराने पर 
प्रनेक भवों में सूभर, सर्प, गधा आदि की हीन पर्यायों में कष्ट भोगना पड़ता 
है । इससे मैंने उनकी चोरी नही की। भुसा चुराने में कोई दोष है, ऐसा 
सूत्र मुझे नहीं सिखाया गया। अ्रतः मैंने भुसा की चोरी की ।' इस उत्तर से 
राजा के हृदय में दया पैदा हुईं। उसने उसको शिक्षा प्राप्त कराकर राज 
पंडित बनाया । इस कथा को कहकर श्राचार्येश्री ने कहा “हमें श्रात्म कल्याण 
हेतु यह जानना चाहिए कि किन-किन खोटे कर्मों के द्वारा जीव दु:ख पाता 
है। इस कारण बंध शास्त्र का ज्ञान जरूरी है। कुन्दकुन्द स्वामी ने 
समयसार की गाथा २६३ में कहा है . 


वंधाण च सहाबं वियाणिश्रो अ्रप्पणो सहावं च । 
बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्म विमोक्स्तणं कुणई ।। 


बंध के स्वरूप को पहिले समभो, आत्मा का स्वभाव अ्रवगत करो । 
इसके पदचात्‌, बन्ध के कारणों का परित्याग करो, ऐसा करने वाला मोक्ष 
पाता है । 


कोरे श्रध्यात्ममाद के प्रचार में प्रात्मा की शुद्धता की 
ही चर्चा समयसार के नाम पर चला करती है। बंध के कारण 
मिथ्यादर्शन, असंयम, पश्रमाद कधाय तथा ग्रोग की तरफ छघ्यान 
ही नहीं दिया जाता है। शराब का व्यापारी, चमड़े का व्यापारी 
मांसाहार का प्रचारक, शराब पीने वाला, मांस भक्षी, परस्त्री सेवी, गरीबों 
का शोषक तथा करोड़पति बने हुए व्यक्ति इनके पास पहुँच कर यह्‌ 
नहीं सुनते कि ऐसा हीनाचरण उन्हें सुझर भ्रादि पशु पर्याय तथा नरकादि में 


( की ) 


गिराएगा । उनको, उच्च स्थान देकर यह बताया जाता है कि.वे सिद्ध है । 
कर्मों के न कर्ता हैं, न भोक्‍ता हैं। वे तो ज्ञाता दृष्ठा मात्र हैं । उन्हें कुन्दकुन्द 
स्वामी बारह भनुप्रेक्षा में सचेत करते हैं। 

एक्को करेदि पाव॑ विसयणि-- भित्तेण तिव्वलोहेण 

णिरयतिरियेसु जीवो तस्स फल्नं भुंजदे एक्को ।|१४५॥ . 


'लौब्र लोभवक्ष विषय के निमित्त से एक जीव पाप कर्म का बन्ध 
करता है, वही जीव पभ्रकेला नरक तथा पशु पर्याय में उस पाप का फल 
भोगता है । 


अत: सर्व प्रथम पाप कर्म में फेसाने वाले कुकृत्यों का वर्णन प्रथमा- 
नुयोग, चरणानुपोग आझ्रादि शास्त्रों द्वारा जानना चाहिये। समगसार को 
कानजी पंथ में प्राथमिकता देना, यह स्पष्ट करता है, कि कानजी गुरु 
परम्परा के स्थान में स्वच्छंद प्रवृत्ति का प्रचार कर रहे हैं। भभी मैने दिल्ली 
के समीपवर्ती स्थानों की यात्रा की, में एक प्रसिद्ध नगर में झ्ाया, 
वहाँ सोनगढ़ वालों का प्रचार कार्य चलता है । उस जगह बहुत जैनी मांस, 
मदिरा सेबन करते हैं, ऐसा मुझे बताया गया। सोनगरढ़ के प्रचारक उस 
पापाचार के विरुद्ध मौन रहकर ज्ञाता दृष्टा भातमराम का गीत गाया 
करते हैं । यह पद्धति स्व॒ तथा पर की कुगति का कारण है । 


माभिक बात--कानजी हिंसा भूठ, चोरी, भ्रतिलोभ पभादि 
के त्याग से दूर रहकर स्वयं को प्त्रती कहते हुए नहीं सकूचाते । कोई ब्रत 
लेता है तो ये प्रनुमोदना व कर यह कह दिया करते हैं, कि वह बेचारा 
ब्रतों के चक्कर में फंस गया । संघपति मोतीलालजी जवेरी बम्बई, ने मुनि 
दीक्षा ली। वे १०८ सुबुद्धिसाग रजी मुनि बने। यह समाचार जब स्व. श्री 
नवनीतलाल भाई जवेरी अध्यक्ष सोनगढ़ ट्र॒प्ट ने कानजी बाबा को कहा, तब 
बाबा ने यह नही कहा, कि यह बड़ा श्रच्छा हुआ । उन्होंने नवनीत भाई को 
क्या कहा, यह बात नवनीत भाई ने श्री राजमल भाई जवेरी को इस प्रकार 
बताई “अरे, वह चक्‍कर में फेंस गय। । यदि हमारे पास शभ्राता तो चक्‍कर में 
न फँंसता' ॥ ऐसी कानजी पंथी प्रवृत्ति है । 


इसके विपरीत झ्र।चायं शान्तिसागरजी महाराज यथाक्षवित ब्रत 
धारणा द्वेतु प्रेरणा देते हैं। १६५५ में २६ सितम्बर को सल्लेखना काल में 
आचार्यश्री ने कुन्थलगिरि में कहा था--झात्मा का चितवन करो । संयम 


( $४४ 9) 
धारण करो, डरो मत / प्ाचायंञ्री कहते ये, श्वत धारंण करके तुम कुयति से' 


बचौगे, स्वर्ग में जाकर वहां से तुम तीर्थंकर के समवशरण में पहुंच सकोगे भौर 
तीथेकर की दिव्यध्बनि सुनकर प्रात्मतत्व का रहस्य भली प्रकार सम सकोने । 


एक दिन मैंने आचायंश्री के पूछा---' सहाराज कोई व्यक्त ब्रत नहीं 
लेता, भब्रती जीवन द्वेतु लोगों को प्रेरणा देता है, उसका भविष्य कैसा है ?” 


आचार्य महाराज ने कहा था, उस जीव कौ होनहार खोटी है ॥ 
जिसकी नरकायु का बंध होता है, वह ब्रत नहीं धारण कर पाता ।' इस गुरू 
वाणी रूपी दपंण में उन सबका भविष्य देखा जा सकता है जो बहुत आरम्भ, 
परिश्नह में लिप्त हैं। भू, चोरी, हिस। प्रादि के कूकर्मों में फंसे हैं। यदि 
क्षायिक सम्यक्ववी महावीर भगवान तथा महान महषियों के समीप निरन्तर 
निवास करते वाले राजा श्रेणिक श्रसंयम के कारण नरक ग्रये, तब हमारे 
ऐसे सेठों, व्यापारियों, पढ़ें-लिखे लोगों को नरक पतन से कौन क्चा सकता 
है ? उपरोक्त कथन के प्रकाश में सोनगढ़ पंथी तीर्थंकर कहे जाने वाले व्यक्ति 
के विषय में आ्राचायं शान्तिसागरजी महाराज का प्रभिप्राय स्पष्ट रूप से ज्ञात 
हो जाता है । 


महापाप--कानजी बाबा एकांत पक्ष का पौषण करते हैं। उनका 
समर्थक ग्राचायं शान्तिसागरजी महाराज को बताना महापाप है। उदाहरणार्थ, 
जहां कानजी निमित्त कारण को कार्य साधक नही मानते, वहाँ प्राचायेंश्री 
निर्मित्त-उपादान कारण युगल को महत्व प्रदान करते थे। महाराज ने कहा 
था, 'निर्मित्त कारण भी बलवान है। सूर्य का प्रकाश मोक्षमा्ग में निमित्त 
है ? यदि सूर्य प्रकाश न हो तो मोक्ष मार्ग ही न रहे । प्रकाश के प्रभाव में 
मुनियों का विहार, भाहार प्रादि कैसे होगे” ? उन्होंने कष्टा 'कुम्भकार के 
बिना केवल मिट्टी से घट नहीं बनता। इसके पश्चात्‌ उसे श्रर्ति पाक भी 
झावदयक है ।! 


धामिक समाज से भ्रनुरोध है, कि दुर्गंतिप्रद एकान्तवाद के प्रचारकों 
के मायावी प्रचार के फंदे में न फँसो । श्रात्मा का हित स्थाद्वाद दृष्टि तथा 
रल्नवय धर्म का शरण ग्रहण करने में ही है। [ जैच गजढ में प्रकाशित | 


“कै 


वतेमान विगम्बर जैनाचार्यों का आदेश 


समस्त दिसम्बर जेन समाज को यह विदित ही है कि २ जनवरी 
१६७७ को फलटण में जो प्रस्ताव दिगम्बर जेन धर्म की रक्षा हेतु तथा 
एकता बनाए रखने के निमित्त परम पृज्य दिगम्बराचार्य श्री १०८ देश भूषण 
जी महाराज पूज्प प्राचार्य कल्प १०८ श्री सुबल सागर जी महाराज प० पू० 
१०८ भुनिराज श्री सिद्धसेन जी महाराज आदि पुज्य मुनियों भ्रायिकाशों, 
क्षुल्लकों, भटद्टारकों, विद्वातों व श्रीमंतों श्रावकों के सन्निष्य में पास हुभा था 
कि सोनगढ़ कहान पंथ के झ्रनुयायिश्रों से मिलकर बातचीत की जाये और 
समाज में व्याप्त श्रसंतोष को शीघ्र दूर किया जावे । वह मार्ग ग्राज तक 
सरल नही हुप्रा। आ्रारातीय दिगम्बर जेनाचार्यों की प्राप॑ परम्परा पर दिन 
प्रतिदिन कुठाराघातः चलाया जा रहा है। वार्ता का द्वारा बन्द हो नहीं 
किया गया, स्पष्टतया ठुकरा दिया गया । ऐसी स्थिति में हम धर्म रक्षार्थ यह 


घोषित करते है कि 'सोनगढ़ का कहान पंथ दिगम्बर जेन धर्म के 
विपरोत है ध्लोर उतके प्रनुपायों सच्चे जिनानुयायी नहीं हैं । उसके 
कार्यकलाप भी दिगम्बरत्व के घोर विरोधी हैं । 


ग्रत: समस्‍ल्‍्त दिगम्बर जैन समाज श्रपने पावन तीथक्षेत्रों, जित 
मन्दिरों, जिनवाणी एवं जिन गुरुप्नों के संरक्षणार्थ शीघ्र से श्ीक्ष उचित 
कदम उठावें तथा समय रहते धर्म रक्षार्थ तत्पर होवे ऐसा हमारा स्पष्ट 
भ्रादेश हैं । 


दिगस्वर जन धर्रक्षार्थ सरल उपाय 


शैह समस्त दिगम्बर जैन मन्दिरों में प्राचीन पद्धति से ही चारों 
प्रनुयोगों का वाचन होवे, नई विपरीत शैली से वाचन न होने देवें । इसी 
तरह सोनगढ़ कहान एंथ के प्रतुयायियों की स्वतंत्र लेखनी से लिखे हुए ग्रंथों 
को मन्दिरों में नहीं रहने देवें । 


( ५ ) 


( भा ) 
हह प्रात्रीन अखिल भारतवर्षोय दिगम्बर जन तीथेक्षैत्र कमेटी बम्बई 
को ही हमें मान्यता देना है तथा उसी को सबल बनाकर दिगम्बर जैन तीथों 
की रक्षा सदेव की भाँति करते रहुना है । 


# भी कुन्दक्न्द कहान दिग्म्बर जैन तीथ्थेक्षेत्र सुरक्षा ट्रस्ट भ्रथवा 
अन्य भी कोई समानांतर तीर्थरक्षा कमेंटी को कोई भी किसी भी प्रकार 
सहयोग नहीं देवें, श्लौर न उनके साथ सहकार करें तथा हम भारतवर्षीय 
दि० जैन तीथेक्षेत्र कमेटी के भ्रष्यक्ष और महामंत्री आ्रादि को भी आदेश देते 
हैं कि वे इसका पूर्णतया पालन करें । 


वतंमान सभी त्यागी वर्ग से भी हमारा निवेदन है कि धर्म झौर 
आपषैंपरम्परा संरक्षणार्थ वे भी जब तक उपर्युक्त धमं॑ संकट दूर न होवे तब 
तक अपनी-अपनी शक्ति के प्रतुसार त्याग करें तथा धर्मे श्रौर आषंपरम्परा 
की रक्षा के लिये विद्वत्‌ वर्ग एवं श्रीमंत वर्ग सौहाद स्थापित करते हुए 
व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करके दृढ़ता से अग्रसर हों | 


दिगम्बर जैन समाज में प्रचलित पूजा पद्धति जहां जिस रूप में 
चलती है उसमें तेरह पंथ बीस पंथ का भेदभाव करके बाधा न डाली जाये 
आर न पंथवाद का कोई प्रचार व प्रसार किया जाये । तथा जो जिस 
मान्यता से मानता है उसे स्वतंत्रता से पालन करने दिया जाये । कुछ पंथ 
विरोधी तत्व पंथ का प्रचार प्रसार करके सामाजिक एकता को भंग कर रहे 
हैं जो अनुचित हैं । समाज ऐसे तत्वों से पूर्ण सावधान रहे । 


समाज इस आदेश को जन-जन में प्रचारित करे । 


श्री १०८ झाचार्य देशभूषण महाराज ससघ कोथली 

श्री ण्८ . ,, धर्मंसागर के ». मंदनगंज,किशन गढ़ 
श्रीश्ण्प ,, विमल सागर हि » टिकेतनगर 

श्री (०८5 ,, सन्‍मति सागर ,, ५. इटावा 

श्लीश्ण्द .,, सुप्रति सागर है » मौरेना 

क्री १०८ आचार्यकल्प सुबल सागर ५ ». शेडवाल 

थ्वी श्ण्य ,, श्रुत सागर ऐ ». सुजातगढ़ 


श्री श०्८द ,, ज्ञानभूषण है ». फुलेरा 


हू शमी ) 
श्रीषण्ष , सम्तव सागथर महाराज ससंघ फिरोजाबाद 


थी (ठ८ , सुब्रत सागर हा कि 

क्री १०८ उपाध्याय मुनि सिद्सेन हर #. अलटण 

श्री १०८५ मुति सुबाहु सागर हर ४. पोदनपुर बम्जरई 
ख्वी१०८ , महावलसागर 9 ४»  सदेलंगा 

श्री १०८५ ,, श्रेयांशसागर प »  पअ्रजमेर 

ली ०८ ,+ भ्रजितसागर 45 » सृजानगढ 

श्री १०८ ,, दया सागर + ».. दीहोद 


प्रचारक एथं प्रकाशक : 
ग्रखिल मारतवर्षीय दिगम्बर ज॑न शास्त्रि परिषद्‌ 
आ० भा० श्ञा० वी० दि० जैन सि० संरक्षणी सभा, श्री महावीर जी 
अ० भा० दि० जैन युवा परिषद्‌, बड़ौत एवं बम्बई 


श्री दि० जैन त्रिलोक शोघ संस्थान, हस्तिनापुर 


ह 99 पर अभिशन्नल 
“र्थाल्राल-चक्र' पर अ 
धारित्र चू ड्रामणि शी १०८ झा्ांय विभलसागर महाराज 


स्थाह्गाद चक्र पुस्तक भ्राद्योपान्त पढ़ी । इसमें एकान्त पक्ष का खूब 
भच्छी तरह प्ागम द्वारा खंडन किया गया है। पुस्तक सुन्दर है। इसके 
प्रचार की जेन समाज में बहुत जरूरत है । इसके द्वारा एकान्तवादी वर्ग की 
दृष्टि में सुधार न हुआ तो समभाना चाहिये, कि उनका भसिशथ्यात्व 
जटिल है । 


श्री १०८ उपाध्याय सुस्ति विद्यानंद जो महाराज 


पं० सुमेरुचन्द्र जी दिवाकर जैन दिवाकर ज॑ंन सिद्धान्त के मर्मझ 
और बहुश्रुत विद्वान हैं। मुनि भक्ति एवं साहित्याराधना उनके जीवन 
के दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं। उन्होंने अपनी रचना्रों में जैन धर्म के श्रद्धा 
पक्ष को विशेषत: उजागर किया है। उनकी प्रस्तुत कृति स्थाह्वाद चक्र! में 
भी जैन धर्म के प्रति उनकी सहज श्रद्धा को विशेष श्रभिव्यक्ति मिलो है । 


बाणोमूणण पूज्य मुनिराज श्री अभिनंदनसागर महाराज 


'स्थाद्वाद चक्र' ग्रन्थ को मैंने ध्यान से पढ़ा । आगम रूप समुद्र का 
मंथन कर यह रचना की गई है । झाजकल के बौद्धिक संघर्षों को सुलभाने 
की इस ग्रन्थ में उपयोगी सामग्री है। इसका मनन करने वालों का 
कल्याण होगा । 


विश्ञायारिधि, न्यायालंकार पंडित शिरोमणि द्षास्त्रो, 
पं० मक्‍खनलाल जी समुरेना, 


'स्याद्दाद चक्र' पुस्तक में दिवाकर जी ने निदचय श्ौर व्यवहार दोनों 
नयों को झ्रागम मान्य, प्रामाणिक एवं यथार्थ सत्य सिद्ध किया है। उन्होंने 
उपादान-निर्मित्त, पुण्य-पाप, जिनवाणी का महत्व आदि विषयों पर बहुत 


(६ २ ) 


हो महत्वपूर्ण विवेवम किया है। धर्म दिवाकर जी ने अपनी अयाघ बिद्वत्ता 
द्वारा जो समाज का मार्ग दर्शन इस पुस्तक में किया है, वह प्रशंसनीय है । 


पुस्तक को आओोपान्त पढ़ने वाले के भाव अंग में दुढ़ होते हैं । देव 
गुर शास्त्रों को दुषित तथा लांछित ठहराकर उनका श्रवर्णवाद करने वाले 
कानजी भाई और कातजी पंथ से घुणए हो जाती है ! पुस्तक समाज की 
आँखें खोलने वाली शअत्युपयोगी है। कानजी भक्त तथा उनके विरोधी दोनों 
को पढ़ना चाहिये । 


पंडितरत्न श्री सल्लिनाथ न्यायतीय॑े शास्त्री, सद्रास 


धर्म संरक्षण की भावना से प्रेरित हो लेखक महोदय ने बड़े परिश्रम 
से इस महान भ्रन्थ की रचना की है। इसमें अविचारपूर्ण सिद्धान्त विरुद्ध 
तथा दिग्रम्बर जेन धर्म को समूल नष्ट करने वाले सोनगढ़ के स्वामी जी 
के प्रधरमंरूपी सिद्धान्तों का महान श्राचार्य कुन्दकुन्द को वाणी के भ्राधार 
पर लेखक ने खण्डन किया है। धर्म श्रद्धालु पाठकगण इसको पढ़कर दृढ़ 
श्रद्धानी बनें तथा धर्म की रक्षा करें । 


पं० मोतीलाल जे न कोठारी, सिद्धान्त वाचस्पति एम. ए., फलटण 


यह पुस्तक मुमुक्षु जीवों के लिये बड़े हिंत की चीज है। इसका 
देनिक स्वाध्पाय श्रात्म-परिणामों की विशुद्धि में निश्चित सहकारीकारण 
होगा ऐसा मेरा दुढ़ विश्वास है । आत्महितेज्छु इसका स्वाध्पाय कर शौर 
प्रतिपादित विषय का चिन्तन कर ग्रात्महित कर लेंगे ऐसी श्राश्ा रखता हूँ । 


डा० नन्‍्दलाल जेन, ]/५. 5०., 79, 0. ( एछष्टाग्गप ), रीवबाँ , 


“ भेरी यह आधारभूत धारणा है कि जैन धरम में प्रतिपादित श्रावका- 
चार को जाने-माने एवं श्रपनाए बिना केवल समंयसार की चर्चा-वार्ता से 
लाभ के स्थान पर हानि की ही संभावना भ्रधिक है । इसी विचार को दुष्टि- 
पथ पर रखते हुए यह रचना स्थादह्वाद चक्र” लिखी गई है। श्राशा है, 
वैचारिक हठों का परित्याग कर, प्रभेकान्‍्त को ध्यान रख, व्यक्तिगत और 
सामाजिक कल्याण हेतु लिखी गई इस कृति का स्वागत होगा । 


(8) 
डॉ० सुरेशचन्द्र जन, ॥४. 8., 2॥. 0. 


अध्यक्ष हिन्दी विभाग शासकीय क० महाविद्यालय, उज्जेन 


“श्राज का युग-मानस जीवन के जिन बात-चक्ों में दिशाहीन होकर 
अटक रहा है, उसे एक ऐसे संवल की प्रावदयकता है, जो उसे उसकी टूटी 
हुई घुरी से जोड़कर स्वस्थ झौर स्वच्छ दिशा दे सके । “स्याह्राद-चक्र” 
निश्चय ही युग-पीढ़ी का संकल्प सिद्ध होगी । जैन धर्म के जिन दो चरणों-.... 
स्यादाद शौर अनेकान्त, पर उसका सम्पूर्ण श्रस्तित्व विद्यमान है, उन्हीं 
चरणों की स्वस्थ गति है । विश्वास है 'स्थाद्राद-चक्र” बुद्धिजीवियों एवं 
श्रद्धालुओं के लिए मार्ग-निर्दे शिका ही नहीं, पाथेय भी बनकर उनके गंतव्य 
की पहिचान करा सकेगी । परम श्रद्धेय दिवाकर जी का, इस श्रपुर्व प्रणयन 
के लिए हादिक प्रभिनन्दन है ।? 


डॉ० हरिशंकर दुबे, १४. ४., १४, (0०४, 79. 70. 
ए. पी. एस. विश्वविद्यालय, रीबाँ 


“भारतीय धर्मों की यह विशेषता रही है कि इनमें प्राध्यास्मिक 
विचारों को तप और त्याग से समलंकृत किया गया है श्री दिवाकर जी ने 
इसी बात को प्रतिपादित करने की दिश्वा में इस अ्न्थ के माध्यम से स्तुत्य 
प्रयास किया है | भ्राशा है वेचारिक हठ तथा एकांतिक विचार त्याग कर 
प्रध्यात्म श्रौर चरित्र के “मणि कांचन योग” को चरितार्थ करेंगे ।? 


डॉ० धरमचन्द्र जेन, ७. &., ?॥. 0. 
अ्रध्यक्ष, स्तातकोत्तर हिन्दी प्रध्ययत विभाग, शा० महाविद्यालय, खंडया 


“जैन सिद्धान्तों के मनीषी विद्वान आदरणीय दिवाकर जी द्वारा 
प्रस्तुत 'स्थाह्राद-चक्र' हमारे साहित्य और चिन्तना की मुल्यवान कड़ी है ।” 


श्री बालचन्द्र जेन, ४. ४. 
डिप्टी डायरेक्टर पुरातत्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन 

“श्रद्धेय पं० सुमेरुचन्द्र जी दिवाकर जैन तत्व के म्मज्ञ विद्वान हैं । 
उन्होने “स्थादाद चक्र” का प्रणयन किया है । श्ाशा है, इस सामयिक ग्रन्थ 
को बिता किसी पूर्वाग्रह के पढ़ा जावेगा ।” 


( ४ ) 


डॉ० के. सो. मलेया, ४. ४., (४. ४0., ?%, 0. 
भ्रो० शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर 


“श्रद्धेय पंडित सुमेरुचन्द्र जी दिवाकर द्वारा लिखित “स्थाह्ाद चक्र 
जैन घर्म के विधेकपूर्ण बिचारों का ऐसा सामयिक संग्रह है, जो समस्त 
संसारी जीव के लिए भप्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। दिवाकर जी की यह 
नवीनतम कृति जैन बन्धुश्ों एवं भ्रन्‍यों के लिए उचित दिलख्ला निर्देशन करती 
है। पंडित जी का यह प्रयास झत्यन्त स्तुत्य एवं लाभकारी है ।” 


डॉ० कोशलचम जेन, ७, &., 0७, 0००., 7%, 70., ॥7, ४8. 
डी. एन. जैन कालेज, जबलपुर 


“पूज्य दिवाकर जी श्रद्धा भौर तर्क की पतवार लेकर अपने पाठक 
को ज्ञान-सागर में नौका-नयन का आनन्द प्रदान करते रहते हैं। उतकी 
यह नवीनतम कृति' भला इस दिलख्षा में कैसे पीछे रहती ? निषचय ही जीवन 
के परम लक्ष्य की उपलब्धि में यह सार्थक प्रमाणित होगी ।”” 


शर्म रत्न श्री महताबसिह, बी. ए. एल-एल. बी., जौहरी, दिल्‍ली 


“पं० दिवाकर जी को सभी रचनाएं झआगमानुसार तथा हृदय स्पशिनी 
होती हैं। स्याह्वाद चक्र द्वारा एकास्तवाद का भली प्रकार निराकरण हुआ 
है। उनके भ्रन्य ग्रन्थों के समान यह रचना भी कल्याणकारी तथा पअत्यच्त 
महत्वपूर्ण है ।” 


“मुप्रसमिद्ध उद्योगपति 
श्रीमत सेठ शकरलाल जी 
कासलीवाल का जन्म स्व- 
तामधन्य श्री सुरजमल जी 
कासलीवाज के गह में १८ 
जुताई १८६८ को मध्य- 
प्रद/ के सिहोर नगर में 
हग्ना था। एवं श्रोर जहाँ 
सेठ साहब ने आधुनिक 
शिक्षण लेन में की (का, 
]9 ॥,., 9, & ।' [. 
ग्रादि उपाधियाँ श्रजित वी, 
ता दूसरी और अपनी 
स्पराभाविव धॉमिकता और सम्राज सेवा के कारण घर्म- 
दिवाकर"” “सम्यवत्व दिवाकर! संदश सम्मान भी आजित किए 
है । एक निपठावान सास्विक श्रावक के रूप में आपके हृदय 
में आगम-प्रणीत प्रणाली स देव-शास्त्र-गुर वे प्रति अपार सक्रिय 
श्रद्धा और भक्ति है। एक सम्पन्न गहस्थ के रूप में उपाजित 
गपलि का उपयाग आ्राप सदा ही तीर्थ बदना, निग्रथ मुनियो 
की सेवा एवं सद-साहित्य प्रचार में करते रहते हैं । प्रापवे 
जीवन पर १०८ प्राचार्य महाराज श्री महावीरकीति, देश- 
भपण विद्यानद, मल्लिसागर जी मदुण दिगम्बर गर्झो का 
गहरा प्रभाव प्रक्ति हुआ है। सेठ शकरलाल जी एक ग्रादर्श 
विशाल कुटम्ब के झ्रादश प्रविषति हैं। प्रोयु वी दृष्टि से 
वृद्ध होत हुए भी इनमें युवको-सी स्फूर्ति है। भ्रापकी कुछ 
ग्रम्यास की पर्तिया" नामी रचना ग्रागम-पथ के प्रति भक्ति 
ये साथ मौलि4द चिस्रन-शैली की परिचायक है । 





धर्मदिवाकर पं० सुमेरुचन्द्र दिवाकर 
द्वारा रचित साहित्य 


मे 


महाबन्ध (संपादन) 

जन शासन 

चारित्र चक्रवर्ती 

ग्राध्यात्मिक ज्योति 

तीर्थंकर 

रिलीजन एण्ड पीस रलाह्णा & ?९॥0९ 
(0]॥795$6$ ता वंशाधओआ 
महाश्रमण महावीर 
४शीधएणा- तल & 2॥॥050॥ए 
निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर 
कपायपाहुड सूत्र ( अनुवाद ) 
ग्रध्यात्मवाद की मर्यादा 

समीचीन दृष्टि 

#ि0एञ9 ए वशा।ओ॥। 
समाधिशतक (अनु०) 

इष्टोपदेश (ग्रनु०) 

इत्यादि 


|. 
त््हं अआ 
०5 / 


